


| 


कदम चस 





पूज्य श्री रामकिकरजी महाराज 
| 
| प्रकाशक 
रामायणम्‌ ट्रस्ट 
परिक्रमा मार्ग, जानकी घाट, 


श्रीधाम अयोध्या-२२४१२३ 


© रामायणम्‌ ट्रस्ट 


पनमदरण 


बसन्त पंचमी, १३ फरवरी, २००५ 
मूल्य ‡ ह? ©^ 
सम्पादन : स्वामी श्री आत्मानन्द जी महाराज 


प्रकाशक 
रामायणम्‌ टस्ट 

परिक्रमा मार्ग, जानकी घार, 
श्रीधाम अयोध्या-२२४१२३ 
दूरभाष : ०५२७२८-२३२१५२ 


मुद्रक 
रुचिका प्रिण्टर्स, दिल्ली, फोन : ०११-२२८२११७४ 


अर्पण 


रामानुज लक्ष्मण का चरित्र वहिरङ्गं दृष्टि से भ्रम उत्पन्न करने वाला है। 
लगता है वे आवेश ओर उतावलेपन से भरे हृए हैँ, वाणी पर उनका 
नियन्त्रण नहीं है । एेसी धारणा साहित्यकारों ओर प्रवचन कतं मे भी 
प्रचलित थी। लक्ष्मण चरित्र का चिन्तन करते हुए, मुञ्चे जो अनुभूति 
हुईं उन्हं मेने प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका "कल्याणः मेँ "चातक चतुर राम श्याम 
घन कं शीर्षक से प्रकाशन के लिए भेजा । क्रमशः तीन या चार अज्ञं 
मे वह प्रकाशित हुआ । उसकी सराहना हुई । अनेक लोगों ने पत्र लिखकर 
प्रसन्नता प्रकट की । कुछ एसे भी लोग थे जिन्हे पूर्वं धारणाओं के कारण, 
इसे स्वीकार करने मेँ कठिनाई हृरई । पर उनके सामने जो तर्कं ओर प्रमाण 
प्रस्तुत किए गए थे, वे गोस्वामीजी की रचना के आधार पर थे। अतः 
उन्हें अस्वीकार करना भी सम्भव नहीं था। 

मेरे लिए यह विषय शास्त्रार्थ या खण्डन-मण्डन की धारणा से मुक्त 
था। श्री लक्ष्षण' मेरे लिए आराध्य से अभिन्न है। अतः उपासना के क्रम 
से उन्हं जो स्थान दिया गया था, वह अनुभव के आधार पर था। वाद 
मे उपासना कं ग्रन्थों मे भी उसी क्रम को देखकर सन्तोष ओर प्रसन्नता 
की अनुभूति हई । 

लक्ष्मण चरित्र कं प्रवचन मेँ अपनी जिस भावस्थिति का अनुभव 
करता हू; वह मेरे लिए भी चकित करनेवाली होती है। श्रीराम के प्रति 
एक ही चचतरि मेँ सभी भावनार्पँ ओर सम्बन्धो की पूर्णता यदि किसी एक 
पात्रमेरहैतोवे श्री लक्ष्मण हैं। 

प्रभु के चरणों मेँ यह अर्पित है। 

- रामकिंकर 


सम्पादकीय 


हिन्दी-भाषी धर्म-जिज्ञासुओं ओर साहित्य-पिपासुओं मे सम्भवतः एसा कोई न 
होगा, जिसने "रामचरितमानस कं उद्भट विदान्‌ ओर रामकथा के अप्रतिम 
व्याख्याकार पण्डित रामकिंकर जी उपाध्याय का नाम न सुना हो । इन कुछ वर्षो 
मेँ उनकी कृतियाँ तथा उनके प्रवचन-संग्रहों के प्रकाशन से हिन्दी का धर्म ओर 
अध्यात्म साहित्य विशेष समृद्ध हआ है । उनका “मानस' पर चिन्तन सर्वथा 
मोलिक रहै । उनकी व्याख्या बीते हए कल को आज के पर्क्य मे लाकर खड़ा 
कर देती है ओर मानव-जीवन की समस्याओं का एेसा सुचिन्तिति समाधान 
प्रस्तुत करती है कि श्रोता ओर पाठक उनके विचारों को सुनकर पट़कर धन्यता 
का बोध करने लगते है । उनकी कथा-शैली एेसी बेजोड़ है किं वह “मानस' कं 
सम्बन्ध मेँ गोस्वामी तुलसीदासजी की उक्ति- "बुध विश्राम सकल जन रंजनि'-को 
अक्षरशः चरितार्थ करती हे। 

यह ग्रन्थ उनके दारा दिल्ली के लक्ष्मीनारायण मन्दिर में ४ से ११ अप्रेल, 
१६७३ तक "लक््मण-चरित्र' पर दिए गए आठ प्रवचनं का संग्रह है । महाराजश्च 
की विवेचना में “मानस' के पात्र मात्र एतिहासिक नहीं रह जाते, वे तो वर्तमान 
के जीवन्त सत्य बनकर, मानो हमारे साथ रहकर, हमारा पथ-प्रदर्शन करते है । 
उनके व्याख्यानं को सुनते समय एेसा लगता है किं हम रामायण-कालीन परिवेश 
मे चले गए है ओर मानो रामकथा कं एक पात्र बन गए है। जब वे कथा कं 
पात्रों के अन्तरंग का विश्लेषण करते है, तो लगता है कि हमारे ही अन्तरंग 
का विश्लेषण किया जा रहा है, ओर तब हरमे अपने जीवन की समस्यारणे स्पष्ट 
दीखने लगती हैँ तथा साथ ही उनके समाधान भी । यह खृूबी श्रद्धेय रामकिकर 
जी की अपनी है। 

यही कारण हे कि आपके प्रवचनों कं सम्पादन-कार्य मेँ एक विशेष आत्मिक 
सुख की अनुभूति करता ह, क्योकि उनकं द्वारा मुह्ये उस दिव्य परिवेश मे कुष्ठ 
समय विताने का दुर्लभ लाभ मिल जाता है। विश्वास है, "लक््मण-चरित्र' का 
यह रतन भी उनके पूर्व प्रकाशित ग्रन्थों की ही भोति सुधी पाठकों दारा आदर 
ओर उल्लासपूर्वक गृहीत होगा । 

- स्वामी आत्मानन्द 


॥ श्रीरामः शरणं मम।। 


वदरते गुरु पद कज कृपा सिन्धु नररूप हरि । 


(060606060060000 00000000 00000000 000006 


रामचरितमानस के प्रति प्रेम ओर आस्था के संस्कार मुद्ये अपनी माता 
श्रीमती गोदावरीवेन तथा पिताश्री गोर्धनदास गणात्रा से मिला, पर मानस 
को रक्त में मिलाकर जीवन को अमृतमय बनाने का कार्य मेरे पूज्य 
सद्गुरुदेव रामायणमय वाणी कं पययि श्रीरामकिंकर जी महाराज ने किया । 

उनका एक ग्रन्थ पटृते ही मुञ्चे एेसा लगा कि जो मेरे पास नहीं 
हे वह मानो मिल गया, अन्धकार से प्रकाश हो गया, घुटन कं बाद हवा 
मिल गई । फिर तो मै उनको पाने ओर सुनने के लिए मतवाला हो गया, 
सबसे पहले मैने उनको लन्दन से मुम्बई आकर "विरला मातुश्री सभागार 
मे अपने बडे भाई के साथ सुना । एेसा सुदर्शन उनका दर्शन, एेसा अमृतमय 
वचन, कैसी गम्भीर वाणी, अद्वितीय प्रस्तुतिकरण, उस समय मुञ्जे वे ही 
वे दिख रहे थे। हम जिस होटल मेँ ठरे थे, कृपापूर्वक हम लोगों के कहने 
पर वे वर्ह पर पधारे ओर हमने उन्हें हनुमानचालीसा सुनाया । 

कुछ वर्षो तक एसे ही भारत जाना-आना लगा रहा, भै भारत कंवल 
महाराजश्री को ही सुनने जाता था। मेरे ओर मेरी पली अजू कं विशेष 
आग्रह पर उन्होने एेसी कृपा की कि वे एक महीना लन्दन आए ओर 
चौदह या पन्द्रह प्रवचन किए । यँ जिज्ञासुओं ने उस अवसर पर पूरा 
लाभ उठाया । यँ के निवासियों के लिए वह स्मृति अविस्मरणीय हो गई । 
महाराजश्री की पुस्तकों मेँ व्यक्ति कं जीवन, चिन्तन ओर दिशा बदल देनं 
की अभूतपूर्वं सामर्थ है। भारत मूल का होने के नाते मुञ्चे वर्हा की भूमि 
बहुत आकर्षित करती है ओर उस आकर्षण का मूल कारण कंवल यह 
है कि जरह पर प्रभु श्रीराम ने अवतार लिया, जहौ पर गंगा ओर सरयू 


का तट है ओर जिस भूमि पर एक एसे महापुरुष ने जन्म लिया जो मन, 
वचन ओर कर्म से राममय थे ओर राममय हो गए, उनकी कृपामूर्तिं का 
दर्शन कर हजारों वर्षो तक लोग उनको देखते ओर पठते रहेगे। 

आज मनुष्य को जिस वस्तु की जरूरत है, वह हे स्वस्थ चिन्तन 
ओर पवित्र दिशा । इसके अभाव मेँ व्यक्ति कितना भी विकास क्यों न 
करे, उसको विकास नहीं माना जा सकता। रामायणम्‌ ट्रस्ट को पूज्य 
महाराजश्री का यह वरदान प्राप्त है कि वह उनकं चिन्तन को प्रसारित 
व प्रचारित करने के लिए अधिकृत है। मेरी इच्छा है कि यह साहित्य 
जिनको प्राप्त हो, वे न केवल स्वयं पट, अपितु एसे जिज्ञासुओं को भी 
पद्ा्णे जिनको गोस्वामी तुलसीदास जी के साहित्य के प्रति अभिरुचि है। 
रामायणम्‌ ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रद्धेय मंदाकिनी श्रीरामकिकरजी एवं सभी 
दरस्टियों का मँ आभारी हू कि जिन्होने मुञ्चे यह सेवा का अवसर दिया 
ओर भविष्य में भी मेरी यही भावना है कि एसी सेवा मैं करता रह 
आमतौर पर माना यह जाता है कि बड़े सत्कर्म के परिणामस्वरूप सम्भव 
होता है जब गुरु कृपा होती है, पर मेरा मानना यह है कि मेरा तो कोई 
भी कर्म एसा नहीं है जिसके फलस्वरूप मुञ्ञे एेसे अवतार पुरुष की कृपा 
प्राप्त होती, यह तो उनकी अहैतुकी कृपा ही थी कि वे विना कारण ही 
मुञ्ज पर कृपा करते थे ओर करते है। 

अपनी पूज्य माताजी ओर पूज्य पिताजी की पुण्य स्मृति मे मुञ्े इस 
सेवा को करके जीवन मेँ धन्यता का अनुभव हो रहम है। 


गुरुदेव का चरण सेवक, 
श्रीमती अज्‌ अरुण जी. गणात्रा 
लंदन 


॥श्री रामः शरणं मम।॥। 


महाराज श्री-एक परिचय 


00000000 00000000 00 00)00096 


प्रभु की कृपा ओर प्रभु की वाणी का यदि कोई सार्थक पर्यायवाची शब्द 
टूटा जाए, तो वह हैँ- प्रजञापुरुष, भक्तितत्त्व द्रष्टा, सन्त प्रवर, "परमपूज्य 
महाराजश्री रामकिकर जी उपाध्याय ॥ अपनी अमृतमयी, धीर, गम्भीर- 
वाणी-माधुर्यं दारा भक्ति रसाभिलाषी-चातकों को, जनसाधारण एवं 
बुद्धिजीवियों को, नानापुराण निगमागम षट्शास्त्र वेदों का दिव्य रसपान 
कराकर रसासिक्त करते हुए, प्रतिपल निज व्यक्तित्व व चरित्र में 
श्रीरामचरितमानस के ब्रह्म राम की कृपामयी विभूति एवं दिव्यलीला का 
भावातमक साक्षात्कार करानेवाले पूज्य महाराज श्री जाधुनिक युग के परम 
तेजस्वी मनीषी, मानस कं अद्भुत शित्पकार्‌, रामकथा के अद्वितीय अधिकारी 
व्याख्याकार है । 

भक्त-हदय, रामानुरागी पूज्य महाराज श्री ने अपने अनवरत अध्यवसाय 
से श्रीरामचरितमानस की मर्मस्पर्शी भावभागीरथी बहाकर अखिल विश्व 
को अनुप्राणित कर दिया है। आपने शास्त्रदर्शन, मानस के अध्ययन के 
लिए जो नवीन दृष्टि ओर दिशा प्रदान की है, वह इस युग की एक दुर्लभ 
अदितीय उपलब्धि है- 

धेनवः सन्तु पन्थानः दोग्धा हलसिनन्दनः । 
दिव्य राम-कथा दुग्धः प्रस्तोता रामकिकरः॥ 

जैसे पूज्य महाराजश्री का अनूठा भाव दर्शन वैसे ही उनका जीवन 
दर्शन अपने आप में एक सम्पूर्णं काव्य है । आपके नामकरणमें ही श्री 
हनुमान्‌जी की प्रतिच्छाया दर्शित होती है । वैसे ही आपके जन्म की गाथा 
मे ईश्वर कारण प्रकर होता है। आपका जन्म एक नवम्बर सन्‌ १६२४ 


लक्ष्मण चरति ^ ६ 


को जबलपुर (मध्यप्रदेश) में हुआ । आपके पूर्वज मिरजापुर के बंरैनी नामक 
गव के निवासी थे। आपकी माता परम भक्तिमती श्री धनेसरा देवी एवं 
पिता पूज्य पं. शिवनायक उपाध्याय जी रामायण कं सुविज्ञ व्याख्याकार 
एवं हनुमानजी महाराज के परम भक्त थे। पेसी मान्यता है कि श्री 
हनुमानजी के प्रति उनके पूर्ण समर्पण एवं अविचल भक्तिभाव कं कारण 
उनकी वटृती अवस्था में श्री हनुमत्नयंती के ठीक सातवें दिन उन्हे एक 
विलक्षण प्रतिभायुक्त पुत्ररतल की प्राप्ति दैवी कृपा से हुई । इसलिए उनका 
नाम 'रामकिकर' अथवा राम का सेवक रखा गया। 

जन्म से ही होनहार व प्रखर बुद्धि के आप स्वामी रहे है । आपकी 
शिक्षा-दीक्षा जबलपुर व काशी मेँ हई । स्वभाव से ही अत्यन्त संकोची एवं 
शान्त प्रकृति के बालक रामकिंकर अपने उग्र के बच्चों की अपेक्षा कुछ 
अधिक गम्भीर थे। एकान्तप्रिय, चिन्तनरत, विलक्षण प्रतिभावाले सरल 
बालक अपनी शाला में अध्यापकों कं भी अत्यन्त प्रिय पात्र थे। बाल्यावस्था 
से ही आपकी मेधाशक्ति इतनी विकसित थी कि क्लिष्ट एवं गम्भीर 
लेखन, देश-विदेश का विशद साहित्य अल्पकालीन अध्ययन मेँ ही आपके 
स्मृति पटल पर अमिट रूप से अंकित हो जाता था। प्रारम्भ से ही 
पृष्ठभूमि के रूप में माता एवं पिता के धार्मिक विचार एवं संस्कारों का 
प्रभाव आप पर पड़ा । परन्तु परम्परानुसार पिता के अनुगामी वक्ता वनने 
कान तो कोई संकल्प था, न कोई अभिरुचि। 

पर कालान्तर में विद्यार्थी जीवन में पूज्य महाराज श्री के साथ एक 
एसी चामत्कारिक घटना हई कि जिसके फलस्वरूप आपके जीवन नै एक 
नया मोड लिया। १८ वर्षं की अल्प अवस्था में जब पूज्य महाराज श्री 
अध्ययनरत थे, तब अपने कुलदेवता श्री हनुमानजी महाराज का आपको 
अलौकिक स्वप्नदर्शन हुआ, जिसमे उन्होने आपको वटवृक्ष कं नीचे शुभासीन 
करकं दिव्य तिलक का आशीर्वाद देकर कथा सुनाने का आदेश दिया । 
स्थूल रूप मेँ इस समय आप बिलासपुर में अपने पूज्य पिता कं साथ 
र्यो मना रहे थे । य्ह पिताश्री की कथा चल रही थी । ईश्वर संकल्पानुसार 
परिस्थिति भी अचानक कछ एेसी बन गई कि अनायास ही, पूज्य महाराज 
श्री के श्रीमुख से भी पिताजी के स्थान पर कथा कहनै का प्रस्ताव 
एकाएक निकल गया । 


१० ^ लक्ष्मण चरि 


आपके दारा श्रोता समाज के सम्मुख यह प्रथम भाव प्रस्तुति थी । 
किन्तु कथन शैली व वैचारिक शृंखला कुछ एेसी मनोहर बनी कि श्रोतासमाज 
विमुग्ध होकर, तन-मन व सुध-वुध खोकर उसमें अनायास ही वध गया । 
आप तो रामरस की भावमाधुरी की बानमी बनाकर, वाणी का जादू कर 
मौन थे, किन्तु श्रोता समाज आनन्दमग्न होने पर भी अतृप्त था। इस 
प्रकार प्रथम प्रवचन से ही मानस प्रेमियों के अन्तर में गहरे पेठकर आपने 
अभिन्नता स्थापित कर ली। 

पेसा भी कहा जाता है कि २० वर्ष की अल्प आयु में आपने एक 
ओर स्वप्न देखा, जिसकी प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास कं ग्रन्थों कं प्रचार 
एवं उनकी खोजपूर्ण व्याख्या में ही अपना समस्त जीवन समर्पित कर देने 
का दृढ़ संकल्प कर लिया। यह वात अकाट्य है कि प्रभु की प्रेरणा ओर 
संकल्प से जिस कार्य का शुभारम्भ होता है, वह मानवीय स्तर से कुष्ठ 
अलग ही गति-प्रगति वाला होता है। शेली की नवीनता व चिन्तनप्रधान 
विचारधारा के फलस्वरूप आप शीघ्र ही विशिष्टतः आध्यातिक जगत्‌ मं 
अत्यधिक लोकप्रिय हो गए । 

ज्ञान-विज्ञान पथ में पूज्यपाद महाराज श्री की जितनी गहरी पेठ थी, 
उतना ही प्रबल पक्ष, भक्ति साधना का, उनकं जीवन में दर्शित होता हे। 
वैसे तो अपने संकोची स्वभाव के कारण उन्होने अपने जीवन की दिव्य 
अनुभूतियों का रहस्योदूघाटन अपने श्रीमुख से बहुत आग्रह कं बावजूद 
नहीं किया । पर कहीं-कहीं उनके जीवन के इस पक्ष की पुष्टि दूसरों कं 
हारा जर्हौ-तर्हौ प्राप्त होती रही । उसी क्रम में उत्तराखण्ड की दिव्य भूमि 
ऋषिकेश में श्री हनुमानजी महाराज का प्रत्यक्ष साक्षात्कार, निष्काम भाव 
से किए गए, एक छोटे से अनुष्ठान के फलस्वरूप हज! वैसे ही श्री 
चित्रकूट धाम की दिव्य भूमि में अनेकानेक अलौकिक घटनार्ण परम पूज्य 
महाराज श्री के साथ घटित हई । जिनका वर्णन महाराज श्री कं निकटस्थ 
भक्तों के दारा सुनने को मिला!! परम पूज्य महाराज श्री अपने स्वभाव 
के अनुकूल ही इस विषय में सदेव मौन रहे । 

प्रारम्भ में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की दिव्य लीला भूमि वृन्दावन धाम कं 
परमपूज्य महाराज श्री, ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखण्डानन्दजी महाराज कं 
आदेश पर आप वर्ह कथा सुनाने गए । वर्ह एक सप्ताह तक रहने का 


लक्ष्मण चरति ^ ११ 


संकल्प ॒था। पर यहां कं भक्त एवं साधु-सन्त समाज में आप इतने 
लोकप्रिय हुए कि उस तीर्थधाम ने आपको ग्यारह माह तक रोक लिया । 
उन्हीं दिनों मेँ आपको वरहा के महान्‌ सन्त अवधूत श्री उडिया बाबाजी 
महाराज, भक्त शिरोमणि श्री हरिवावाजी महाराज, स्वामी श्री अखण्डानन्दजी 
महाराज को भी कथा सुनाने का सौभाग्य मिला। कहा जाता हि कि 
अवधूत पूज्य श्री उडिया वावा, इस होनहार बालक के श्रीमुख से निःसृत, 
विस्मित कर देने वाली वाणी से इतने अधिक प्रभावित थे कि वे यह 
मानते थे कि यह किसी पुरुषार्थ या प्रतिभा का परिणाम न होकर के शुद्ध 
भगत्वकृपा का प्रसाद है । उनके शब्दों मे-““क्या तुम समञ्जते हो, कि यह 
बालक बोल रहा है? इसके माध्यम से तो साक्षात्‌ ईश्वरीय वाणी का 
अवतरण हआ है ।" 

इसी बीच अवधूत श्री उडिया बावा से संन्यास दीक्षा ग्रहण करने 
का संकल्प आपके हृदय में उदित हा ओर परमपूज्य वावा के समक्ष 
अपनी इच्छा प्रकट करने पर बावा के दारा लोक एवं समाज के कल्याण 
हेतु शद्ध संन्यास वृत्ति से जनमानस सेवा की आज्ञा मिली । 

सन्त आदेशानुसार एवं ईश्वरीय संकल्पानुसार मानस प्रचार-प्रसार 
की सेवा दिन-प्रतिदिन चारों दिशाओं मेँ व्यापक होती गई । उसी वीच 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से आपका सम्पकं हु । काशी मेँ प्रवचन चल 
रहा था। उस गोष्ठी में एक दिन भारतीय पुरातत्त्व ओर साहित्य के 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ एवं चिन्तक श्री वासुदेवशरण अग्रवाल आपकी कथा सुनने 
के लिए आए ओर आपकी विलक्षण एवं नवीन चिन्तन शैली से इतने 
अधिक प्रभावित हुए कि उन्होने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति 
वेणीशंकर आ एवं रजिस्द्रार श्री शिवनन्दनजी दर से एा0पीष्टा०पऽ 
(विलक्षण प्रतिभायुक्त) प्रवक्ता के प्रवचन का आयोजन विश्वविद्यालय 
प्रांगण मं रखने का आग्रह किया । आपकी वित्ता इन विद्वानों के मनोमस्तिष्क 
को एसे उद्वेलित कर गई कि आपको अगले वर्ष से 'विजिरिग प्रोफेसर 
के नाते काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए निमन्त्रित 
किया गया। इसी प्रकार काशी मेँ आपका अनेक सुप्रसिद्ध साहित्यकार 
जैसे श्री हजारी प्रसाद दिवेदी, श्री महादेवी वर्मा से साक्षात्कार हुआ एवं 
शीर्षस्थ सन्तप्रवर का सात्रिध्य प्राप्त हआ । 


१२ ^ लक्ष्मण चरसि 


अतः पूज्य महाराज श्री परम्परागत कथावाचक नहीं है, क्योकि कथा 
उनका साध्य नहीं, साधन है । उनका उदेश्य है भारतीय जीवन पद्धति की 
समग्र खोज अर्थात्‌ भारतीय मानस का साक्षात्कार । उन्होने अपने विवेक 
प्रदीप्त मस्तिष्क से, विशाल परिकल्पना से श्रीरामचरितमानस कं अन्तर्हस्यों 
का उदघाटन किया है । आपने जो अभूतपूर्वं एवं अनूटी दिव्य दृष्टि प्रदान 
की है जो भक्ति-्ञान का विश्लेषण तथा समन्वय, शब्द ब्रह्म के माध्यम 
से विश्व के सम्मुख रखा है, उस प्रकाश स्तम्भ के दिग्दर्शन में आज सारे 
इष्ट मार्ग आलोकित हो रहे टै! आपके अनुपम शास्त्रीय पाण्डित्य दारा, 
न केवल आस्तिको का ही ज्ञानवर्धन होता है अपितु नई पीढ़ी के शंकालु 
युवकों मेँ भी धर्म ओर कर्म का भाव संचित हो जाता हे । "कीरति भनिति 
भूति भलि सोई....के अनुरूप ही आपने ज्ञान की सुरसरि अपने उदार 
व्यक्तित्व से प्रबुद्ध ओर साधारण सभी प्रकार के लोगों में प्रवाहित करकं 
"बुध विश्राम' के साथ-साथ सकल जन रंजनी बनाने में आप यज्ञरत है । 
मानस सागर मेँ विखरे हए विभिन्न रलो को संजोकर आपने अनैक 
आभूषण रूपी ग्रन्थों की सृष्टि की है। मानस-मन्थन, मानस-चिन्तन, 
मानस-दर्पण, मानस-मुक्तावली, मानस-चरितावली जैसी आपकी अनेकानेक 
अमृतमयी अमर कृतियाँ है जो दिग्दिगन्तर तक प्रचलित रहेगी । आज भी 
वह लाखों लोगों को रामकथा का अनुपम पीयूष वितरण कर रही हैँ ओर 
भविष्य मेँ भी अनुप्राणित एवं प्रेरित करती रहेगी । तदुपरान्त अन्तरष्ट्रीय 
रामायण सम्मेलन नामक अन्तरष्टरय संस्था के भी आप अध्यक्ष रहे। 

निष्कर्षतः आप अपने प्रवचन, लेखन ओर शिष्य परम्परा दारा जिस 
रामकथा पीयूष का मुक्तहस्त से वितरण कर रहे है, वह जन-जन कं तप्त 
एवं शुष्क मानस में नवशक्ति का सिंचन कर रही है । शान्ति प्रदान कर 
रही है, समाज में आध्यासिक एवं दार्शनिक चेतना जाग्रत कर रही हे। 

जतः परमपूज्य महाराज श्री का स्वर उसी वंशी के समान है, जो 
“स्वर सन्धान' कर सभी को मन्त्रमुग्ध कर देती हे । वंशी में भगवान्‌ का 
स्वर ही गजता है । उसका कोई अपना स्वर नहीं होता । परमपूज्य महाराज 
श्री भी एक एेसी वंशी है, जिसमें भगवान के स्वर का स्पन्दन होता हे । 
साथ-साथ उनकी वाणी के तरकश से निकले, वे तीक्ष्ण विवेक के बाण 
अज्ञान-मोह-जन्य पीडित जीवों की भ्रान्तियो, दुर्वृत्तियों एवं दोषं का संहार 


लकमण चरित्र ^ १३ 


करते है । यों आप श्रद्धा ओर भक्ति की निर्मल मन्दाकिनी प्रवाहित करते ॥ श्रीरामः शरणं मम॥ 
हए महान्‌ लोक-कल्याणकारी कार्य सम्पन्न कर रहे है । शुभम्‌। 
प्रभु की शरण में 
-मन्दाकिनी 


प्रथम व्याख्यान 


११००९१९१०१०००५०१०००००१०००6)०(900(00000 00000000 0000000 090(96 


गोस्वामी तुलसीदासजी श्री लक््मणजी की वन्दना करते हृए कहते है 
बंदर ल्ठिमन पद जल जाता । 
सीतल सुभग भगत सुख दाता॥ 
रघुपति कीरति बिमल पताका । 
ठंड समान भयउ जस जाका।॥ 
सेष सहस्रसीस जग कारन । 
जो अवतरेउ भूमि भय टारन॥ 
सदा सो सानुकूल रह मो पर । 
कृपासिन्धु सौमित्रि गुनाकर॥१८१६८५-८ 
लोग लक्ष्मणजी के चरित्र तथा व्यक्तित्व मेँ विरोधाभास देखते ह । 
गोस्वामीजी की दृष्टि मेँ भी यह विरोधाभास था ओर इसी कं स्पष्टीकरण 
के लिए उन्होने श्री लक्ष्मणजी की वन्दना का थोडा अधिक विस्तार किया । 
उनकी वन्दना मेँ उपर्युक्त चार पंक्तियों का उपयोग किया गया है, जबकि 
भरतजी की वन्दना मेँ दो ही पक्तिर्यो लिखी गई है- 
प्रनवं प्रथम भरत के चरना । 
जासु नेम त्रत जाइ न बरना॥ 
राम चरन पंकज मन जासू। 
लुबुध मधुप इव तजई न पासू॥१८१६३-४ 
शत्रुघ्नजी की वन्दना भी एक पंक्ति में कर ली गई- 
रिपुसूदन पद कमल नमामी । 
सूर सुसील भरत अनुगामी॥ १८१६६ 


१४ ^ लक्ष्मण चरित लक्ष्मण चरित्रे ^ १५ 


भगवान्‌ श्री राम की वन्दना भी दो पक्तियों में की गई- 
पुनि मन बचन कर्म रघुनायक । 
चरन कमल बदठं सव लायक॥ 
राजिवनयन धरे धनु सायक । 
भगत विपति भजन सुखदायक ॥१८१७८६-१० 
अतः लक्ष्मषणजी की वन्दना में चार पेक्तियों के प्रयोग का क्या 
तात्पर्य है? गोस्वामीजी उनकी वन्दना का इतना विस्तार क्यों करते हैँ? 
वस्तुतः इस विस्तार का एक सांकेतिक अर्थ है । इन पक्तियों में गोस्वामीजी 
ने लक््मणजी का जो तात्तिक पक्ष है, उसे भी जोड दिया है। श्री भरत 
की वन्दना मेँ उनके व्यक्तित्व, उनके सन्तत्व की वन्दना है, पर श्री 
लक्ष्मण की वन्दना में मात्र उनके व्यक्तित्व या चरित्र की वन्दना नहीं है, 
बल्कि उसके साथ-साथ गोस्वामीजी ने उनके आध्यासिक रूप को भी 
प्रस्तुत कर दिया है ओर प्रारम्भ में ही उनके आध्यात्मिक रूप के संकेत 
देने का एक विशेष तात्पर्य हे । श्री लक्ष्मण के चरित्र को लेकर जो एक 
प्रकार से भ्रान्त भाव वनता है, जो एेसा जान पडता है कि वे वीर 
ओर योद्धा होते हए भी मर्यादा का अतिक्रमण कर जाते है, आवेश मं 
आ जाते है, एेसी मूल धारणा का निराकरण करने के लिए ही गोस्वामीजी 
श्री लक्ष्मणजी के तात्त्विक रूप को प्रारम्भ में ही प्रस्तुत कर देते है। 
श्री लक््मणजी की वन्दना की प्रथम दो पेक्तिर्योँ उनके चरित्र की वन्दना 
है । तीसरी पंक्ति एक विशेष उदेश्य से रखी गई है । भरतजी का परिचय 
देने के लिए गोस्वामीजी को यह बताने की आवश्यकता नहीं थी कि श्री 
भरत अपने मूल तात्तिक रूप में क्या हैँ ? पर लक्ष्मणजी का परिचय देने 
के लिए स्पष्ट किया गया कि उनके तात्त्विक स्वरूप को समञ्ञ लेने के 
बाद ही हमं उनके चरित्र के प्रति टीक-टीक न्याय कर सकते हँ । जिस 
सूत्र के आधार पर गोस्वामीजी लक्ष्मणजी के चरित्र का विस्तार ओर विश्लेषण 
करते है, उसे प्रारम्भ में ही प्रस्तुत कर देना मेँ उचित समञ्जता हू। 
वस्तुतः जो भक्त का पक्ष है, वह दर्शन, भावना ओर चरित्र इन 
तीनों का समन्वय है। लक्ष्मणजी का चरित्र मूलतः शेष का आध्यासिक 
स्वरूप प्रस्तुत करता है, पर चरित्र के रूप में इसमें भावना ओर चरित्र 
के अनुपम तत्तव भी विद्यमान हैं । इसे यों भी कह सकते हैँ कि ज्ञान ओर 


१६ ^ लक्ष्मण चरित 


भक्ति मेँ जो अन्तर है, वह कारण ओर फल का अन्तर टै। ज्ञान या 
विचारं या दर्शन का जो केन्द्र टै, वह सृष्टि कं मूल का, उसकं कारण 
तत्व का अन्वेषण करता है। भक्त भी उस कारण की चर्चां तो करता 
हे, पर उसके करने की पद्धति दूसरी है । इसे यों समञ्च -एक आम का 
वृक्ष है; आग्रवृक्ष के मूल मेँ क्या है यह तो विचार की परम्परा है, पर 
आम का जो परिणाम है, जो फल है, उसका शोध भक्ति की परम्परा 
हे लेकिन विचित्र बात यह है कि जो मूल मेँ होता है, वही परिणाम मं 
हेता ै। इसका तात्पर्य यह है कि जो आम्रवृक्ष लगाया गया, उसकं मूल 
म भी आम की गुटली ही है, ओर जव इस वृक्ष का परिणाम फल कं 
रूप मेँ मिलेगा, तो उसमे भी आम की गुली ही होगी। तो जो मूल के 
कारण के रूप में विद्यमान टै, वही फल के रूप में विद्यमान है । पर भक्त 
लाभ में रहा । जिस व्यक्ति न गुठली की खोज की, उसने आम की उत्पत्ति 
का विज्ञान तो जान लिया, पर जिसने आम के फल को खोजा उसने आम 
का कारण तो पाया ही, साथमे रस की भी प्राप्ति कर ली। गुटली रस 
नहीं देती, पर आम का फल गुठली ओर रस दोनों एक साथ देता हे। 
यही भक्ति की परम्परा है तभी तो काकभुशुण्डिजी लोमशजी से कहते 
है कि मुद ज्ञान नहीं चादिए, मेँ तो भक्ति चाहता हू। भक्ति की आवश्यकता 
ज्ञान की विरोधी नहीं है। वे सांकेतिक रूप से कहते हँ कि मुज्ञ श्री राम 
की बालक्रीडा चाहिए, मुञ्चे अयोध्या के श्रीराम अच्छे लगते टै- 
भरि लोचन बिलोकि अवधेसा । 
तब सुनिहरं निर्गुन उपदेसा॥७/११०८११ 

ओर इसका परिणाम क्या होता है? गोस्वामीजी उत्तरकाण्ड मेँ बतलाते हैँ 
कि भुशुण्डिजी बालक राम कं साथ खेलने मेँ रस तो लेते है, पर खेल 
ही खेल मे भगवान्‌ राम उन्हें एक दिन समस्त वेदान्त कं तत्वज्ञान का 
दर्शन करा देते हैँ। इस प्रकार मूल ओर परिणाम की दृष्टि से विचार 
करना ज्ञान ओर भक्ति की परम्परा का भेद है। 

तो, गोस्वामीजी ने "रामचरितमानसः में लक्ष्मणजी का चरित्र एक 
मीठे फल के रूप में प्रस्तुत किया है, पर इसकं साथ ही उसके मूल मं 
जो कारण है, उसका उल्लेख भी उन्होने अवश्य कर दिया है। यह मूल 
कारण लक्ष्मणजी के तात्तिक रूप को प्रकट करता हे, जिसे हम अभी 


लक्ष्पण चसित्रिं ^ १७ 


देखने का प्रयास करेगे । लक्ष्मणजी का परिचय देते हृए कल्म गया है जो 
शेष रहै, सहस शीर्ष है, सृष्टि कं कारण हँ ओर संसार के भार का हरण 
करने के लिए अवतरित हए है, उन लक्ष्मणजी की मँ वन्दना करता हू 
ओर मेँ प्रार्थना करतार्हूकि वे मेरे ऊपर कृपा करं। इसमें भक्ति का 
पक्ष है कृपा ओर रस की उपलब्धि, तथा अध्यात्म का पक्ष है सेष सहस्र 
सीसर जग कारन । तो, मै अध्यात्म पक्ष से ही प्रारम्भ करूगा। शुष्कता 
से प्रारम्भ करना ठीक है, जिससे बाद में शुष्कता का बोध न हो। 
लक्ष्मणजी का परिचय देते हए कहा गया है कि वे सहस्रशीर्षं शेष 
है ओर जगत्‌ का कारण हैं जगत्‌ के कारण को समञ्ने के लिए यह 
जानना आवश्यक टै कि जब सृष्टि नहीं थी, तब क्या था? हमे सृष्टि 
तो दिखाई देती टै, पर उसका आदि ओर अन्त दिखाई नहीं देता । हम 
केवल मध्य को ही देख पाते है। यदि हम इस दृश्यमान्‌ संसार के आदि 
ओर अन्त को जान सकं, तो सम्भव है सृष्टि की वहुत-सी समस्याओं 
का समाधान हमें प्राप्त हो जाय । पुराणों मे कहा गया है कि आदि में 
केवल जल ही जल था ओर उस जल में भगवान्‌ शेषशय्या पर्‌ शयन 
कर रहे थे तथा लक्ष्मीजी चरणों में बेटी थीं। इस प्रकार तब कंवल 
नारायण, लक्ष्मी ओर शेष ये ही तीनों थे। शेष को कालतत्तव कहा जाता 
हे, जो नारायण के सुप्त होते हए भी सदा जाग्रत्‌ हैँ । अभिप्राय यह हे 
कि जव सृष्टि नहीं टै, तब भी नारायण है, पर वे सुषुप्त है । किन्तु जो 
कभी नहीं सोता निरन्तर जाग्रत्‌ ओर चैतन्य है, वह है सहस्रशीर्षं शेष । 
इस दृष्टान्त को व्यक्ति अपने जीवन के माध्यम से भी समड्ञ सकता 
हे । प्रत्येक व्यक्ति कं जीवन मेँ एक नित्य प्रलय की अनुभूति होती है। 
जब हम सोते है, तो उस समय एक प्रलय-सा ही हो जाता है । जैसे प्रलय 
मं सृष्टि का अभाव होता है, वैसे ही हमारी सुषुप्ति अवस्था मँ हमारे लिए 
सृष्टि कुछ नहीं होती, हमारा संसार लुप्त हो जाता है। न वर्ह व्यक्ति 
हे, न परिवार, न अन्य सम्बन्ध, उस समय किसी बात की अनुभूति नहीं 
होती। पर उस समय भी दो वस्तुर्णँ व्यक्ति के साथ रहती है-एक तो 
उसकी क्षमतार्णँ, उसकी शक्ति ओर दूसरी, काल । इसे यों समञ्ञं । जैसे 
एक वक्ता है । जिस समय वह शयन करेगा, उस समय भले ही वह भाषण 
नहीं दे रहा होगा, पर उसकी वक्तृत्व-शक्ति तब भी उसके साथ होगी; 


१८ ^ लक्ष्मण चस्ति 





वह वक्तृत्व-शक्ति प्रत्यक्ष दिखाई न देती हुई भी उसके अन्तस्तल में 
शान्तभाव से विद्यमान होगी । इसी प्रकार, जव व्यक्ति को नींद आती है, 
तो उसे भय की अनुभूति नहीं होती । क्यों ? प्रलय की वात सुनकर तो 
लोग घबरा जाते हैँ । कुछ वर्ष पूर्वं जब अष्टग्रही का योग आया था, तो 
लोग प्रलय के भय से आतंकित हो गए थे। उस समय मै कलकत्ते में 
था । जहा मेँ सोया हुआ धा, वरहा के नौकर रात में मकान में नहीं रुके, 
वे जाकर वाग में सोये। मेने जव पृष्ठा कि मकान के रहते तुम लोग बाग 
मे जाकर क्यों सोओगे? तो वे बोले, “मकान तो प्रलय में गिर पड़ेगा?" 
मेने कहा, “वहा भी तो प्रलय हो सकता है ।* उन्होने उत्तर दिया, ““पर 
बागमें कम से कम दबने का डर नहीं है! अभिप्राय यह है कि प्रलय 
के नाम से ही व्यक्ति कापने लगता है । पर जब वह अपने जीवन में प्रतिदिन 
प्रलय में जाता है तो भय की अनुभूति नहीं होती । इस अन्तर का कारण 
क्या? कारण यह है कि नींद मेँ जाते हए भी व्यक्ति को काल का स्मरण 
बना रहता है, वह जानता है कि वह सो रहा है ओर जब जागेगा, तो 
जिन वस्तुओं को छोड़कर ` वह नींद मेँ जारहाहै, वे उसे पुनः प्राप्त हो 
जार्णेमी । व्यक्ति के अन्तस्तल में यह जो धारणा है कि हम सोने के बाद 
फिर से उरेगे, वही उसे आश्वस्त करती है। आपने काल के इस निश्चय 
का अनुभव अपने जीवन मेँ कई बार किया होगा । कई लोग कहते हैं 
तकिये से कहता हू कि मुञ्ञे ४ बजे जगा देना, तो मुञ्े जगा देता है। 
इसका क्या तात्पर्य ? तकिया भला क्या जगाएगा? वह व्यक्ति वस्तुतः काल 
से अनुरोध करता है कि मुञ्ञे जगा देना। व्यक्ति जानता है कि उसके 
सो जाने पर भी काल नहीं सोता, सदा जागता रहता है । यह कालतत्त्व 
ही हमारे अनुरोध पर हमें सोते से जगा देता है। यह जैसे एक व्यष्टि 
का अनुभव है वैसे ही यदि इसे समष्टि के, सृष्टि के सन्दर्भ में देखे तो 
हम पार्एेगे कि जब सृष्टि नहीं होगी, तव भी ईश्वर होगा, उसकी शक्ति 
होगी ओर शेष के रूप में काल होगा यह शेष ही आज लक्ष्षणजी के 
रूप मँ अवतरित होते है । गोस्वामी जी ने पहले ही संकेत कर दिया कि 
देखो ! काल से अगर कुछ डर लगे, तो कोई आश्चर्य नहीं है ! लक््मणजी 
का चरित्र यदि कुछ घबराहट पैदा करे, तो स्वाभाविक बात है। व्यक्ति 
काल को भला कहौ उतनी सरलता से स्वीकार कर पाताहैः 


लक्ष्मण चरित्रि ^ १६ 


इसीलिए “मानस' में गोस्वामीजी जब सृष्टि कं कारणों का उल्लेख 
करते है, तब भगवान्‌ श्री राम, श्री सीताजी तथा लक्ष्मण इन तीनों का 
वर्णन करते है । जब भगवान्‌ राम का वर्णन करते है, तो कहते हँ कि- 

पुरुषसिह दोउ बीर हरषि चले मुनि भय हरन । 
कृपासिधु मतिधीर अखिल बिस्व कारन करन।॥ 
१८२०८ (ख) 
-वे समस्त विश्व के कारण ओर करण रह । गोस्वामीजी लक्ष्मणजी कं 
लिए कहते है- 
सेष सहस्रसीस जग कारन ।१८१६८७ 
ओर यही बात सीताजी कें लिए कही गई है- 
आदिसक्ति जेहि जग उपजाया ।१८१५१८४ 

इसका अभिप्राय यह है कि सृष्टि के निर्माण मेँ तीन ही वस्तुं 
होँगी-ईश्वर होगा, उसकी शक्ति होगी ओर काल होगा । अगर सामर्थ्य 
नहो तो, सृष्टि का निर्माण कैसे होगा? निर्माता ईश्वर न हो, तो शक्ति 
का प्रयोग कौन करता है, तो वह चामत्कारिक दृष्टि से नहीं करता, बल्कि 
कालक्रम से करता टै। जैसे हमने आम का बीज लगाया, तो चमत्कार 
से कोई आम का वृक्ष खडा नहीं हो जाएगा, बल्कि उसमें क्रम से विकास 
होगा, वह पहले अंकुरित होगा, फिर उसमे से पौधा एूटेगा ओर इस प्रकार 
कालक्रम से उसमें से आम के वृक्ष का विस्तार होगा। अभिप्राय यह है 
किःसुष्टि के मूल में काल, शक्ति ओर ईश्वर तीनों ही विद्यमान हैँ ओर 
ये क्रमशः श्री लक्ष्मण, श्री सीता ओर श्री राम के रूप में अवतरित होते 
है । ईश्वर ओर शक्ति के मध्य में काल की भूमिका है ओर इस काल 
को शेष कहकर पुकारा गया है । यानी लक्ष्मण शेष हँ । शेष का अर्थ होता 
है “वचा हुआ'-सव कुठ मिट जाने के बाद भी जो बचा रहता है, उसका 
नाम है शेष। 

एक मीटा-सा व्यंग्य “रामचरितमानस' मेँ आता है। परशुरामजी 
श्री लक्ष्मण को बालक के रूप में देखते हैँ। आज भी बहुत से लोग 
लक््मणजी ओर उनके चरित्र को समञ्च नहीं पाते। इसका कारण यह है 
कि हम वह नहीं देखते, जो लक्ष्मण जी यथार्थ में है। नाटक में किसी 
की भूमिका के साथ आप न्याय तभी कर सकते है, जब आप उसकी 


२० ^ लक्ष्मण चरसि 


भूमिका को सही अर्थं में समञ्ञं । श्री लक्ष्मणजी की भूमिका को बहुत कम 
लोग समञ्ञ पाते ह ओर इसलिए कभी-कभी उनके चरित्र मेँ बडा विरोधाभास 
जान पडता है ओर यह काल है भी बड़ा विरोधाभासी। काल से सृष्टि 
का उदय होता है। जो सृष्टि को बनाता है, वही विगाडता भी है । बनाना 
तो सबको अच्छा लगता है, पर विगाडना भला किसको अच्छा लगेगा? 
काल अपनी प्रकृति से वाध्य है, वह निर्माण ओर ध्वंस दोनों करेगा। 
लक्ष्मणजी के चरित्र का यही तत्त्व सामान्यतया उनके विरोधाभास को 
प्रकट करता है । यही कारण है कि जब लक्ष्षणजी बोलते रै, तो साधारणतया 
व्यक्ति को लगता है कि यह बालक कितना टीठ है। परशुरामजी को भी 
एसा लगा। हम लोग परशुरामजी को भी अवतार मानते है ओर उनके 
लिए कहते ह कि वे पूर्णावतार नहीं, आवेशावतार है । आवेशावतार कहने 
का तात्पर्य यह है कि जैसे आपको किसी समय तीव्र उत्साह आ जाए 
ओर उस आवेश में आप वड़े से बड़ा काम कर लै, वैसे ही परशुरामजी 
को बीच-वीच में ईश्वरीय आवेश आ जाया करता है ओर जब वह आवेश 
समाप्त हो जाता है, तो वे एक महात्मा-मुनि के खूप में रह जाते है, एक 
ओर वे खड़े हैँ ओर दूसरी ओर हँ भगवान्‌ राम, जो साक्षात्‌ पूर्णावतार 
है । शाश्वत्‌ ईश्वर टै । इन दोनों के बीच मेँ संघर्ष की स्थिति है-राम 
से राम का युद्ध है, प्रकाश से प्रकाश का युद्ध! अन्धकार ओर प्रकाश 
का संघर्षं तो समञ् में आता है, पर यह विचित्र है कि प्रकाश ओर प्रकाश 
मे भी संघर्षं होता है ओर यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि रावण से 
भगवान्‌ राम का संघर्षं तो बाद में हुआ, पर पहले परशुराम से संघर्ष होता 
है । इसका अभिप्राय यह है कि केवल रोग ही समस्या नहीं है, दवा भी 
समस्या है । शरीर में रोग होने पर लोग दवा लेते हैँ ओर उसके पश्चात्‌ 
कहते ह कि रोग तो अच्छा हो गया, पर दवा की प्रतिक्रिया का रोग 
उत्पन्न हो गया है! दवा के दवारा रोग मिरे यह चेष्टा तो रहती है, पर 
साथ ही यह भी प्रयल रहता है कि दवा की प्रतिक्रिया का शमन कैसे 
हो । इसीलिए आयुर्वेद शास्त्र मेँ जो परम्परा है, उसमे ओषध के साथ 
अनुपान की व्यवस्था है । यह अनुपान ओषध की प्रतिक्रिया के उपशमन 
के लिए होता है। उदाहरणार्थ, एक ओषध मेँ तीव्र ताप है, उष्णता हे । 
रोग के निवारण के लिए जितनी उष्णता चाषिए, उससे कहीं अधिक 


लक्ष्मण चरित्र ^ २१ 


उष्णता उसमे है । इस अतिरिक्त उष्णता के उपशमन के लिए अनुपान 
की व्यवस्था की जाती है। तो परशुराम आए थे दवा बनकर ओर बाद 
मेवे रोग बन गए। अभिप्राय यहदहैकिदवाकेरूपमें पाप को मिटाने 
के लिए परशुराम आए । ओर जब पाप के मिटने के फलस्वरूप पुण्य 
आया, तो पुण्य भी बीमारी हो गरई। 

किसी ने गोस्वामी जीसे पूष्ठाकि श्री राम के अवतार कं पहले 
परशुराम का अवतार तो था ही, फिर इस नए राम की क्या आवश्यकता 
धी? परशुराम में सामर्थ्य की तो कोई कमी थी नहीं । गणित के क्रम से 
भी देखं, तो श्री राम की आवश्यकता नहीं थी, क्योकि सहस्रार्जुन ने रावण 
को हराया ओर सहस्रार्जुन को परशुराम ने हरा दिया। जब परशुराम 
सहस्रार्जुन को हरा सकते थे, तो रावण को हराना उनके लिए कठिन क्यों 
होता? फलतः श्री राम के अवतार की कोड आवश्यकता नहीं थी । इसके 
उत्तर में गोस्वामीजी ने दृष्टान्त दिया नदी का। अग्नि को बुञ्ाने के लिए 
जल आवश्यक है ओर जल नदी महै, पर नदी भी तो समस्या बन जाती 
हे। यह ठीक ठै कि नदी कं जल मेँ स्नान करके मनुष्य स्वच्छ होता है, 
वस्त्रों को धोकर साफ करता है, लेकिन नदी मेँ यदि बाट्‌ आ जाए तो 
वही जीवन के स्थान पर मृत्यु का सन्देश लेकर आती है। गोस्वामीजी 
कहते है कि परशुराम नदी बनकर आए ओर भगवान्‌ राम कब आए? 
जव इस नदी मेँ वाट्‌ आ गई तव। वे लिखते है- 

घोर धार भृगुनाथ रिसानी । 
घाट सुबद्ध राम बर बानी॥१८४०४ 

-जैसे बाट्‌ आने पर ्बधिर्बोधि देते है, ऊँचा घाट बना देते है, उसी प्रकार 
परशुराम-चरित्र की जीवनदायिनी नदी में जब क्रोध की बाट्‌ आ गई, तो 
श्री राम घाट बनकर आए। तो, एक ओर वेगवती, क्रोधवती नदी की 
तेजधारा के समान परशुराम का आवेश है, तो दूसरी ओर धनुष तोड़ने 
के बाद भी श्री राम में अभिव्यक्त प्रशान्ति है। दोनों रामों की यहीं तुलना 
हो गई । होना तो यह चाहिए था कि धनुष तोडने के वाद श्री राम आवेश 
ओर गर्वसे भरे होते किर्मैने इतना बडा काम कर लिया। पर यह बड़ी 
अद्भुत बात है कि जिसने इतना बड़ा काम किया, वह शान्त खडा है । 

किसी ने गोस्वामीजी से कहा कि परशुराम जी की नदी मेँश्री राम 


२२ ^ लक्ष्मण चरित्र 


घाट बन कर आगए, तो श्री रामकं लिएभी तो किसी को आना थाः? 
गोस्वामीजी ने कटा कि परशुराम नदी है, तो श्री राम समुद्रहै। नदी की 
बाट्‌ रोकने के लिए तो घाट बना लीजिए, पर समुद्र मे बाढ़ कहां आती 
है? समुद्र तो अपने आप मेँ पूर्ण है। भाव यह है कि एक-दो घण्टा वरषा 
होने से भले ही नदी में बाट्‌ आ जाए, पर समुद्र मं तो अनादि काल 
से जाने कितनी नदिर्यो प्रतिक्षण गिर रही है, फिर भी वह ज्योँका त्यां 
है । यही अपूर्ण ओर पूर्ण का अन्तर है। परशुराम की सामयिक सफलता 
ने उनमें बाट्‌ ला दी, पर श्री राम पूर्ण थे, इसलिए सफलताओं की कितनी 
भी नदिय जाकर उनमें गिर, उनके व्यक्तित्व मेँ कोई अन्तर पड़ने वाला 
नहीं था । धनुष का टूटना श्री राम के लिए कोई महत्त्व नहीं रखता था । 
भगवान्‌ उसे दूसरी दही दृष्टि से देखते है । वे तो कालत्त्व कं द्वारा ही 
सृष्टि का संचालन करते हँ । यह ध्यान रखं कि ईश्वर को भी कालतत्त्व 
की मर्यादा स्वीकार करनी पडती है। आगे चलकर जब परशुरामजी श्री 
राम पर आक्षेप करते हए कहते है, “लगता है धनुष तोड़कर तुम्हे बड़ा 
अहंकार हो गया है!” तो श्री राम मुस्कराकर कहते हँ, “मेने यदि यह 
धनुष तोडा होता, तो अवश्य अहंकार होता ।' बड़ा सार्थक उत्तर दिया 
प्रभु ने। परशुराम का कहना उनकी अपनी दृष्टि से सही है । कोई सुन्दर 
महल की रचना करे, तो अहंकार का होना स्वाभाविक है । कोड सुन्दर 
कविता रच डाले, तो अहंकार आ ही जाएगा । अतः धनुष को तोडने-जैसा 
बडा काम करकं राम को अहंकार कैसे नहीं होगा? पर श्री राम का उत्तर 
वडा सार्थक है-““यदि मैने धनुष-भंग का कार्य किया होता, तो अहंकार 
अवश्य होता । पर मैने यह कार्य कर्हा किया? वह तो अपने आप दहो 
गया!" यही जीव ओर ईश्वर का भेद है। जीव मानता है कि मेँ करता 
हू, इसलिए उसे अहंकार होता टै, पैर ईश्वर की मान्यता क्या है? हम 
भले ही कँ कि ईश्वर ने धनुष को तोड़ दिया, उसने इस वस्तु का निर्माण 
किया, पर वह स्वयं क्या मानता है? भगवान्‌ राम उत्तर देते हुए कहते 


छ्ुजतहिं टूट पिनाक पुराना । 
मे कटि ठेतु करौ अभिमाना॥१८२८२८८ 
य्ह “पुराना शब्द वड़ा सांकेतिक है । श्री राम परशुराम से मानो 


लक्ष्मण चस्ति ^ २३ 


कहते है -.आप तो जानते ही हैँ कि प्रत्येक वस्तु काल पाकर क्षीण होती 
है । जो वस्तु आज नूतन है, वही कल पुरानी हो जाएगी ओर जो वस्तु 
पुरानी है, उसका एक दिन विनाश हो जाएगा । धनुष को तो एक न एक 
समय टूटना ही धा, क्योकि वह पुराना हो गया था। अव यह तो मात्र 
एक संयोग धा कि वह मेरे दवारा टूट गया। उस निर्दिष्ट समय मे यदि 
कोड भी पूर्हुव जाता, तो धनुष टूट ही जाता । यह संयोग की वात है 
कि गुरुदेव ने मृद्चे आज्ञा दे दी। 

गोस्वामीजी ने संकेत भी किया है कि अन्य राजाओं से धनुष क्यो 
नहीं टूटता । किसी ने गोस्वामीजी से पृष्ठा-अच्छा, जब विश्वामित्र को 
आज्ञा देनी ही थी, तो उन्होने श्री राम को धनुष तोडने की आज्ञा कुठ 
पहले ही क्यो नहीं दे दी? गोस्वामीजी इसका उत्तर देते हए संकेत करते 
है विश्वामित्र समय सुभ जानी ॥ जव विश्वामित्र ने देखा कि अव वह 
काल आ गया है जव धनुष को टूटना है, तब वे आज्ञा देते हैँ। जिस 
घटना का जौ समय है, वह उसी समय घटती है ओर ईश्वर भी काल 
की इस मर्यादा को स्वीकार करता है । जो व्यक्ति काल के द्वारा होने वाले 
कार्यं को स्वयं अपने द्वारा सम्पन्न मानता है, वही अहंकार कर सकता 
हे। पर श्री राम तो धनुष के टूटने का कारण काल को मानते हँ । यह 
बात परशुराम नहीं समञ्च पाते । श्री राम ओर परशुराम आमने-सामने खडे 
है पर दोनों के व्यक्तित्व मेँ इतनी भिन्नता है कि भगवान्‌ राम को 
परशुराम समञ्च नहीं पाते। ओर मैं तो कहता हू कि यदि लक्ष्मणजी न 
हीते, तो शायद कभी भी नहीं समञ्ञ पाते। यँ लक््मणजी की भूमिका 
आचार्य कं रूप मेँ आती है। हम पदृते हैँ कि परशुराम धनुष टूटने के 
बाद आते ह । उनके आने पर प्रत्येक राजा उनके चरणों मेँ प्रणाम करता 
हे । महाराज जनक कं आदेश पर सीताजी भी उनके चरणों मँ प्रणाम 
करती ट । फिर परशुराम ओर विश्वामित्र का मिलना होता है । तत्पश्चात्‌ 
भगवान्‌ राम ओर श्री लक्ष्मण भी परशुराम के चरणों में प्रणाम करते हे। 
बस, यही भूमिका थी। परशुराम प्रसनन होते हैँ कि इतने लोगों ने म॒हो 
प्रणाम किया। उन्हें लगता है,कि यदि मैँ वडा न होता, तो लोग मुह 
प्रणाम क्यों करते? पर उनकी यह कसौरी ठीक नहीं । याद रखें, जं 
बड्प्पन दूसरे क प्रमाण-पत्र पर आश्रित है, वँ प्रमाण पत्र देने वाला 


२४ ^ लक्ष्मण चरित्र 


बड़ा हे, लेनेवाला नहीं; क्योकि आखिर प्रमाण-पत्र तो अधिक योग्यतावाला 
व्यक्ति ही देता है । अतएव जो योग्यता का प्रमाण-पत्र दूसरों से लिया 
करते है, वे अधूरे है। जो यह मानकर चलता है कि जिसे सब प्रणाम 
करते हों वह बड़ा टै, एसा व्यक्ति यदि हजार प्रणाम करने वाले लोगों 
में एसे दस लोगों को देख ले जो प्रणाम नहीं करते तो उसे अपनी 
अपूर्णता का बोध होने लगेगा । बेचारे दक्ष प्रजापति को इसी समस्या का 
सामना करना पड़ा था। जब वह प्रजापति चुना जाने के बाद ब्रह्मा की 
सभा मे गया, तो सब लोग उठकर खड़े हो गएु। पर उसका दुर्भाग्य यह 
था कि उसने यह नहीं देखा कि कितने लोग मुञ्े देखकर खड़े हो गए, 
वह वड़े ध्यान से चारों ओर देखने लगा कि कहीं कोई बैठा तो नहीं रह 
गया है। सौ एक सज्जन उसे बैठे दिख गए । वे थे शंकरजी ! ओर बस, 
दक्ष तिलमिला उठता हे । यह जीवन का व्यंग्य है। हम मान-अपमान के 
कितने पराधीन हो जाते हैँ । कोई जान में या अनजान में हमारा अनादर 
कर दे, तो हम अपना सन्तुलन खो वैठते हैँ । हम अपने बडप्पन के लिए 
अपने सुख के लिए पराधीन हो जाते हैँ। दूसरे कहँ तो हम बडे, दूसरे 
प्रणाम करं तो हम बड़! वस, यही समस्या परशुरामजी की भी है। वे 
देखते है कि प्रत्येक व्यक्ति ने उन्हे प्रणाम किया ओर वे प्रसन्न हो उठते 
हैकिमें कितना वड़ार्हू। पर श्री राम के रूप में जो ईश्वर खडे है, उनकी 
क्या धारणा है? श्री राम अपना बड़प्पन इसमें नहीं मानते कि सब उन्हें 
प्रणाम करते है, बल्कि इसमे कि वे सबको प्रणाम कर सकते हैं। जो 
सबको अपने प्रति प्रणाम करा सकता है, वह बड़ा नहीं है, बल्कि जो 
सबकं सामने ज्युक सकता हे, वह वड़ा है। इसका अभिप्राय यह है कि 
जिसमें सच्चे अर्थो में बड्प्पन है, उसे यह डर नहीं कि ज्ुकंगे तो कीं 
बड़प्पन न गिर जाए । जो सिर पर कोई वस्तु लादे रहेगा, वह भले ही 
डरे कि भँ ज्युकूगा तो वस्तु नीचे गिर जाएगी, पर जिसके सिर पर कोई 
बोञ्च नहीं है, वह फिर कहीं भी ज्जं, उसका क्या खोना-जाना? तो, श्री 
राम परशुराम कं चरणों में गिरते हैँ । बड्प्पन की दो परिभाषार्णँ हो गई। 
इसके पश्चात्‌ वार्तालाप प्रारम्भ होता है। 

परशुरामजी ने जव श्री राम ओर श्री लक्षण को देखा, तो सहज 
ही दोनों की जोड़ी उन्हं बड़ी प्रिय लमी। गोस्वामीजी ने बडी सार्थक बात 


लक्ष्मण चरित ^ २५ 


कही । श्री राम ओर श्री भरत का व्यक्तित्व विल्करुल एक-जैसा टै, पर श्री 
लक्ष्मण का उस प्रकार का नहीं है। श्री राम मेँ जैसी सुकुमारता टै, वैसी 
ही सुकुमारता श्री भरत में भी है । भगवान्‌ राम जैसे शीलवान्‌ हैँ, श्री भरत 
भी वैसे ही शीलवान्‌ हैँ । पर लक्ष्मणजी का व्यक्तित्व बिल्कुल भिन्न प्रकार 
का है। किसी ने गोस्वामीजी से पृषछठा-भगवान्‌ राम, श्री सीताजी तथा श्री 
लक्ष्मण को देखकर आपको क्या लगता टै? तो गोस्वामीजी “गीतावली 
रामायण" मेँ वन्दना करते हए कहते है- 
रामचन्द्र कर कज कामतरु वामदेव हितकारी । ७८१९४ 
- “भगवान्‌ राम की भुजा मानो कल्पतरु है" ओर सीताजी क्या हैः 
सिय सनेह वर बेलि बलित तरु 
-जैसे किसी सुन्दर वृक्ष पर लता लिपट जाए, तो लता ओर वृक्ष के 
मिलन से एक अपूर्व शोभा का निर्माण हो जाता है, उसी प्रकार श्री राम 
तो मानो कल्पतरु ह ओर सीताजी वह कृपामयी, करुणामयी लता हैँ । 
ओर लक््मणजी क्या है ?- 
प्रम बन्धु बर वारी। 
-वे इस कल्पतरु ओर लता के चारों ओर रक्षा करने वाली बाड के समान 
है। 
रामचन्द्र कर कज कामतरु वामदेव हितकारी । 
सिय सनेह बर वेलि बलित तरू, प्रेम बन्धु वर बारी।।७८१४ 
ओर बाड यदि थोडी करटीली हो तो वह प्रशंसा के योग्य ही होती दै, 
निन्दा के नहीं । वाड्‌ का कटीला होना ही उसकी शोभा है। तो लक्ष्मणजी 
की भुजा बाड बनकर श्री राम ओर श्री सीता की रक्षा के लिए सर्वदा 
सन्नद्ध है। इसलिए श्री राम ओर श्री भरत की जोड़ी अधिक अच्छी नहीं 
है, बल्कि दोनों बडे अच्छे है-अलग-अलग दोनों वड़े महान्‌ है । पर दोना 
यदि एक साथ खड़े हो जार्णँ, तो उतना आनन्द नहीं आएगा । दो कुं 
एक साथ आस-पास खोदकर रख दिए जार्पै, तो क्या लाभ होगा? पर 
एक कुज खोद लिया जाए ओर एक वृक्ष लगा दिया जाए, तो भले ही 
दोनों उल्टी दिशाओं में जा रहे हो कर्ज नीचे की ओर ओर वृक्ष ऊपर 
की ओर, दोनों सुख प्रदान करते है। कर्प का जल व्यक्ति की प्यास 
बुञ्ञाएगा ओर वृक्ष की छाया उसे विश्राम देगी । गोस्वामी जी कहते हैँ कि 


२६ ^ लक्षण चरित्र 


श्री राम ओर श्री लक्ष्मण की जोडी इसी प्रकार की है। परशुराम ने जब 
पहली बार उन दोनों को देखा, तो उन पर भी रसा ही प्रभाव पडा- 

रामु लखनु दसरथ के टोटा। 

दीन्हि असीस देखि भल जोटा॥१८२६८८७ 
सुन्दर जोड़ी देखकर वे कह उठते हैँ कि दोनों भाई बडे सुन्दर प्रतीत हो 
रहे है । दोनों की जोड़ी बडी आकर्षक लग रही है। एक श्यामे, तो 
दूसरा गौर । रात्रि ओर दिन दोनों कितने अच्छे लगते हे । रात काली होती 
है ओर दिल उज्ज्वल, लेकिन दोनों हमें आनन्द देते हैँ । दिन में हम कर्मं 
करते है ओर रात्रि के अन्धकार में विश्राम करते है। दोनों की जोड़ी 
मिलकर व्यक्ति को कर्म ओर विश्राम की प्रेरणा देती है । कर्म ओर विश्राम 
की प्रेरणा देने वाला यह दिन ओर रात्रि का संयोग जैसे हमारे लिए सुखद 
है, वैसे ही श्री लक्ष्मण ओर श्री राम वस्तुतः एक दूसरे के पूरक ह-दोनं 
का व्यक्तित्व एक दूसरे के बिना अधूरा है। 

तो, जब परशुराम ने श्री राम ओर श्री लक्ष्मण को पहली वार देखा, 

तो उन्हें जो सहज अनुभूति हई, वह इसी आनन्द की अनुभूति थी । यदि 
उन्होने हदय की सहज प्रेरणा को स्वीकार किया होता, तो शायद समस्या 
न आती। वे समञ्म जाते कि दोनों के शरीर का रंगभेद वस्तुतः उनके 
अन्तःकरण के भेद का परिचायक नहीं, बल्कि दोनों का अन्तःकरण तो 
वास्तव में सर्वथा एकाकार है। पर परशुराम की समस्या यह थी किवे 
अन्तःकरण की सहज प्रेरणा को छोड़कर बुद्धि ओर तकं पर उतर आए, 
अन्तःकरण की प्रेरणा सामान्यतः ईश्वर की प्रेरणा होती है । समस्या तव 
उत्पन्न होती है, जब हम अपनी ओंख पर विश्वास करके बुद्धि ओर तकं 
से प्रभावित हो उसके आधार पर किसी वस्तु को श्रेष्ठ मान लेते हैँ । जव 
परशुराम ने श्री राम को देखा, तो गोस्वामी जी कहते है 

रामहि चितडइ रहे थकि लोचन ।१८२६८८८ 

पहले तो परशुराम ने दोनों को देखा ओर जब श्रीराम की ओर 

उनकी दृष्टि गई, तो उनके नेत्र थक गए । गोस्वामीजी का शब्द-विन्यास 
बडा सार्थक है। उनके इस कथन का अभिप्राय क्या है? जैसे कोई धका 
हुआ व्यक्ति रुक जाता है, उसी तरह जब नेत्र भी थक जाते है, तो वे 
रुक जाते है, यानी स्थिर होकर, एकटक देखने लगते टै । गोस्वामीजी, 


लक्ष्मण चरित्र ^ २७ 


ओखां का एकटक देखना ओर थक जाना, इन दोनों का प्रयोग करते है । 
कीं तो वे कहते हैँ कि नेत्र एकटक देख रहे है ओर कीं कहते हैँ कि 
नेत्र थक गणए। पर एकटक देखने की अपेक्षा थक जाने मेँ गोस्वामी जी 
का संकंत ओर होता है। वह क्या? थक जाने का मनोविज्ञान क्या होता 
है? थक जाने के बाद क्या करना चाद्िए? जैसे व्यक्ति कीं पर पर्हैवना 
चाहता हो ओर मार्ग मे उत्साहपूर्वक बढता चला जा रहा हो, तो लक्षय 
पर पूर्हचने की आतुरता मेँ भले ही उसे थकान का ज्ञान नहीं होता, किन्तु 
ज्योही वह अपने स्थान पर पर्हुचता है त्योंही वैठ जाता है, लेट जाता है, 
कहता है कि अव तो कहीं जाना नहीं है, अव तो विश्राम की आवश्यकता 
है, उसी प्रकार हमारे ये नेत्र निरन्तर चल रहे हैँ ओर जब वे अपने लक्ष्य 
कोपा लगे, तो उन्हें भी विश्राम की आवश्यकता होगी । नेत्र की चंचलता 
का कारण शरीर-विज्ञानी भले ही कुछ दूसरा बताए, पर भक्त तो हर वस्तु 
का अर्थ भिन्नरूप से लेता है। वह कहता है कि नेत्र चंचल इसलिए 
है कि वे सतत ईश्वर की खोज मेँ लगे हए है, इसीलिए वे चल रहे है, 
खोज रहे टँ ओर जिस दिन ईश्वर सामने आ जाते है, उस दिन नेत्र कहते 
है कि बस, अव तो हम लक्ष्य पर पर्हैव गए, अव हम थक गए, अब 
हमे विश्राम करना चाहिए । गोस्वामीजी 'पुष्पवाटिका' के प्रसंग मेँ इसी 
का संकेत करते है । जिस समय वरँ सीताजी ने श्री राम को देखा, उस 
समय का वर्णन करते हए गोस्वामी जी लिखते है- 

चितवति चकित चू दिसि सीता । 

कहं गये किसोर मनु चिता॥ 

जह विलोक मृग वाचक नैनी | 

जनु तहं बरिस कमल सित श्रेनी॥ 

लता ओट तव सखिन्ह लखाए । 

स्यामल गौर किसोर सुहाए॥ 

देखि रूप लोचन ललचाने । 

हरषे जनु निज निधि पहिचाने॥१८२१८१-४ 

गोस्वामीजी आगे लिखते है- 
थके नयन रघुपति छवि देखें । 
पहले नेत्र श्री राम की खोज में लगे हृए थे ओर जब वे मिल गण 


२८ ^ लक्षण चरि 


तो उन्हे देखकर नेत्र थक गए । तदन्तर थकने के बाद जो किया जाना 
चाहिए था, वही श्री सीताजी ने किया। गोस्वामीजी इसके माध्यम से 
साधना का भी संकेत देते है। उनका तात्पर्य यह है कि जो थकने के 
बाद भी नहीं सोएगा, वह अभागा है, वह कष्ट पाएगा । चलने कं वाद 
जब गन्तव्य आ गया, तो नेत्र मूद लीजिए । वे तभी तक चंचल र्हं, जव 
तक गन्तव्य मिला नहीं है, ओर जब वह मिल गया, तब चंचलता केसी? 
इसीलिए गोस्वामीजी लिखते है- 
थके नयन रघुपति छवि देखे । 
पलकन्हिहू परिहरीं निमेषे॥१८२३१८५ 
ओर थकने के बाद अगला कार्य हुजा- 
लोचन मग रामहि उर आनी । 
दीन्हें पलक कपाट सयानी॥९८२३१८७ 
-किवाड बन्द कर दिए गए । अब विश्राम की बेला आ गइ । अव 
कर्म की अपेक्षा नहीं रह गई । देखने के लिए अव कोई वस्तु शेष नहीं 
रह गई । इस प्रकार श्री सीताजी के बन्द नेत्र उनके धथकने की प्रक्रिया 
को प्रकट करते हैं। परशुरामजी के भी नेत्र थक गए । यदि थकान कं 
बाद परशुराम नेतर मूँद लेते, तो समस्या विकराल नहीं हो पाती । लक्ष्मणजी 
आगे चलकर उन्हे यही सलाह देते हैँ । जब परशुराम रुष्ट होकर कहते 
है कि- 
बेगि करहु किन ओंखिन्ह ओटा ।१८२७२८.७ 
-यह बालक तो बड़ा ठीठ है, इसे सभा से निकाल बाहर करो, इसे 
मेरी ओखां के सामने से दूर कर दो, तो भला किसमें साहस है कि 
लक्ष्मणजी को सभा से बाहर निकाले? ओर लक्ष्मणजी को तो हंसी आ 
जाती है। चुटकी लेकर उत्तर में तुरन्त कहते है 
मू्दे ओंखि कत्हुं कोउ नाही ।१८२७६८८ 
-मुञ्ञे ओंखों से दूर करने के लिए दूसरे को क्यो बुलाते है, उपाय 
तो आपके ही पास है। जरा नेत्र ्मूद लीजिए तो देखिए कि लक्ष्मण अपने 
आप गायव हो जाता है या नहीं। तात्पर्य यह है कि जो उपाय व्यक्ति 
के पास होता है, उसका उपयोग नहीं करने से वह पराधीन ही हो जाता 
हे । फिर लक्ष्मणजी का संकेत यह भी था कि यदि परशुराम ने अपने नेत्र 


लक्ष्मण चरित्र ^ २६ 


मूद लिए होते, तो उन्होने सत्य को बहुत कुछ जान लिया होता, अन्तःप्रेरणा 
कं दारा समञ्च लिया होता कि सामने कौन खड़े हैँ । पर कठिनाई यह टै 
कि परशुरामजी नेत्रं के धकने के बाद भी उन्हे नहीं मूदते, वे नहीं समा 
पाते कि ईश्वर की उपलब्धि के बाद अव कुछ भी नेत्रो से देखने योग्य 
बाकी नहीं रह गया दहै।वेश्री राम को थकित नैत्रोंसे देखते तो है, पर 
उन्हे अचानक ध्यान आ जाता है कि अरे! मै तो दूसरे काम से आया 
था, भ तो धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति को दण्ड देने के लिए आया था, 
पर पता तो लगा लं कि किसने धनुष तोडा है?- 
बहुरि बिलोकि विदेह सन कह काह अति भीर । 
पूछत जानि अजानि जिमि व्यापेउ कोपु सरीर॥१८२६६ 

-वे क्रोध में कोपि रहे है, उनकी सारी शान्ति समाप्त हो जाती है 
वे गरजकर्‌ जनक से पृष्ठत हैँ कि यह भीड क्यों लगी हुई हे, मानो इतने 
अनजान बन गए हैँ कि उन्दं कुछ मालूम नहीं । जनक जी डरते-डरते 
अपनी प्रतिज्ञा की वात बतलाते हैं। तब आवेश मेँ आकर परशुरामजी 
ललकारते हुए कहते है-जिस व्यक्ति ने धनुष तोड़ा हो वह हमारे सामने 
आ जाए, अन्यथा- 

न त मारे जैहहिं सव राजा ।१८२७०५ 

- सभी राजाओं को समाप्त कर दगा। इस कथन से परशुराम 
कं व्यक्तित्व का एक दुर्बल पक्ष सामने आता है । वे दण्ड देना तो जानते 
टे, पर्‌ उनका नियम है कि एक व्यक्ति को दण्ड देने के लिए सबको 
समाप्त कर दिया जाए-यदि एक क्षत्रिय ने अपराध किया है, तो सारी 
कषत्रिय जाति को समाप्त कर दो । जनक की समस्या यह है कि यदि वे 
धनुष तोडने वाले का नाम बता दे, तो परशुराम का फरसा तुरन्त चलेगा 
ओर वेश्री राम को दण्ड देगे, क्योकि श्री राम तो टीक परशुराम के 
सामने ही खड थे। अतः डर के मारे वे कुछ बोलते नहीं- 

अति उरु उतरु देत नपुं नाहीं । १८२६६८५ 

जव श्री राम ने देखा कि सभी भयभीत, तो वे प्रणाम करके 

परशुरामजी से कहते है 
नाथ सभु धनु भंजनिहारा। 
होइहि कोउ एक दास तुम्हारा॥ 


३० ^ लकमण चरि 


आयसु काह कहि किन मोही । 
सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही॥१८२७०८१९-२ 
हे नाथ! शिवजी के धनुष को तोडने वाला आपका कोई दास ही 





होगा। क्या आज्ञा है, मुङ्से क्यो नहीं कहते? परशुराम इस वाक्य को 


सुनकर यह नहीं समञ्ञ पाते कि यह उत्तर देने वाला राजकुमार ही धनुष 
को तोडने वाला टै, क्योकि श्री राम को देखकर वे यह कल्पना भी नहीं 
कर सकते थे कि धनुष तोडने वाले व्यक्ति का एेसा स्वरूप हो सकता 
टे । वे जब जनक की स्वयंवर-सभा में आए, तो उनके मन में धनुष तोडने 
वाले के सम्बन्ध में दो ही कल्पनां थीं-एक तो यह कि वह गर्वं से 
फूलकर, सीना तानकर सारी सभा में खडा होगा ओर दूसरी यह है कि 
जब वह मेरे आगमन का समाचार सुनेगा, तो थर-थर कोपने लगेगा । जब 
वे सभा मँ आए, तो उन्हें एसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, जो सीना 
तानकर खड़ा हो । उन्होने सोचा कि सम्भव है, मेरे आने से पहले तक 
वह सीना तानकर खड़ा रहा होगा ओर अब मेरे आगमन का समाचार 
सुन डर के मारे कोपि रहा होगा । यह सोच जब उन्होने चारौं ओर दृष्टि 
घुमाई, तो कोपने वालों की संख्या इतनी अधिक देखी कि निर्णय करना 
उनके लिए कठिन हयो गया, क्योकि सभी कोपते दिखाई दे रहे थे। ओर 
इधर धनुषभंग करने वाले श्री राम न तो अकड़ हए खड़े थे ओर न किसी 
प्रकार आतंकित थे, वे तो शान्त भाव से खड़े थे- 
दर्ये न हरषु विषादु कषु बोले श्रीरघुबीर ।१८२७० 

यही कारण था कि परशुराम यह समञ् न पाए कि श्री राम ने धनुष 
तोडा टै। वे श्री राम की भाषा नहीं समञ्ञ पाए ओर इसलिए लक्ष्मणजी 
दुभाषिये के रूप में सामने आए । उनकी विशेषता यह है किं वे भगवान्‌ 
राम की भी भाषा जानते है ओर परशुराम की भी। 

कोई पृछ सकता है कि भगवान्‌ राम ने परशुराम के प्रश्न का सीधा 
उत्तर क्यों नहीं दिया कि महाराज, धनुष मेने तोडा है; इतना घुमावदार 
उत्तर देने की क्या आवश्यकता थी कि शंकर जी का धनुष तोडने वाला 
आपका कोई एक दास रहा होगा? वास्तव मे, श्रीराम ने अपनी समञ्च 


दिया था । उन्होने अपने कथन के माध्यम से एेसे दश्न को प्रकट किया 


लक्ष्मण चरित्र ^ ३१ 


जिसे अपने जीवन में स्वीकार कर कोई व्यक्ति धन्य हौ सकता हे। 


-------= - . ~= == --=---- 


परशुरामजी ने पष्ठा था कि धनुष किसने तोडा? ओर श्री राम कं उत्तर ` 


॥ ते न 


का तात्पर्य यह था कि जब धनुष था, तव भले ही उसकं तोडनेवाले की 
आवश्यकता रही होगी पर अव जब वह टूट चुका है, तब उसके तोड्नेवाले 
की क्या आवश्यकता है? धनुष के टूटने कं बाद भी यदि तोडनेवाला बना 
रहेगा, तब तो संघर्ष होगा। यही श्री राम का दर्शन है। हमारी समाज 
की तथा जीवन की समस्या यही है कि किसी भी अच्छी क्रिया के बाद 
करने वाला अपने आपको बचा लेता है, ओर यही संघर्ष की जड है। 
होना तो यह चाहिए कि क्रिया जब तक रहे, तभी तक व्यक्ति उसके 
कर्तृत्व को स्वीकारे । “गीता' में, तथा “रामचरितमानस में यह जो कहा 
गया है कि तात्त्विक दृष्टि से जीव कर्ता नहीं है, उसका क्या तात्पर्य? 
व्यवहार में तो व्यक्ति कर्म करेगा ही-वह कटेगा ही कि मँ गया, मने 
खाया, मैने पिया । तो क्या एेसी भाषा के उपयोग से “गीताः या “मानस 
का उपर्युक्त दर्शन खण्डित हो जाएगा? कुष्ठ लोग भै" का उपयोग करने 
के बदले यों कहते है- 

-रामजी ने खाया, रामजी ने पिया। तो क्या केवल भाषा के एेसे 
अन्तर से कोई वास्तविक अन्तर पडता है ? यदि आपको अपनी हर क्रिया 
के सन्दर्भ मे एसी अनुभूति हो रही है कि आप नहीं बल्कि रामजी कर 
रहे है, तब तो कोई बात नहीं, परं यदि अन्तःकरण में अपने करत्तपिन 
की अनुभूति बनी हई हो, तो केवल शब्द मेँ रामजी रामजी" कहना कोड 
माने नहीं रखता । व्यवहार मेँ भे शब्द का प्रयोग कोई वडी समस्या की 
बात नहीं है, यदि अन्तःकरण में वह विलक्षणता है, जो भगवान्‌ राम के 
चरित्र में है ओर वह व्यक्ति जिस समय जो कार्य करे, उसी समय तक 
के लिए अपने आपको उसका कर्ता माने। उदाहरणार्थ, मान लीजिए 
आपको भाषण देने के लिए कहा गया, तो जिस समय तक के लिए 
भाषण देना है उतने समय तक के लिए ही जो वक्ता रहेगा, वह व्यक्ति 
तो सुखी रहेगा, पर भाषण देने के बाद भी जो वक्ता बना रह जाएगा, 
वह अपने लिए समस्या खडी कर लेगा । कई बार वक्ता से यही भूल हो 
जाती है। मान लीजिए आप कथा सुनने बैठे है । आपको यदि ध्यान रह 
गया कि आप बहुत बडे वक्ता हैँ तो आप कथा सुन ही नहीं सकते । 








३२ ^ लक्ष्मण चरित्र 


यह सम्भव नहीं कि वक्ता कथा सुनने का काम करे। वक्ता का काम 
है बोलना, ओर जो सुनते समय भी बोलेगा, वह कथा क्या सुन पाएगा? 
बोलने का अर्थं यह नहीं किं वह वाणी से ही बोलेगा, वह मनसे भी 
बोल सकता है; क्योकि वक्ता विना बोले कैसे रह सकंगा? जौ बोलेगा 
नहीं वह वक्ता कैसे कहलाएगा? तो, जो वक्ता सुनने के लिए वैठता है, 
वह पूरी देर स्वयं बोलता रहता है-वह टूटता रहता है कि बोलने वाले 
की भाषा में कर्हा अशुद्धि हो गई, भाव कां पर गलत हो गया । एक 
वक्ता ने एक सज्जन का भाषण सुनने कं बाद मुञ्ये बताया कि आज 
मै एक वक्ता का भाषण सुनने गया था, उसने २७ बार अशुद्ध वाक्यों 
का प्रयोग किया! इससे समञ्ञ मेँ आ गया कि श्रोता नहीं सुन रहा था, 
वह तो वक्ता सुन रहा था। तो जब वक्ता सुनेगा, तो एेसी टकराहट हो 
ही जाएगी । इसीलिए वक्ता को चाहिए कि वह तभी तक वक्ता रहे, जब 
तक वह भाषण दे रहा हो । यही बात प्रत्येक क्षेत्र मं है | एक न्यायाधीश 
जब तक न्यायालय मेँ है तभी तक वह न्यायाधीश रहे ओर जब न्याय 
का कार्य करने के पश्चात्‌ वह न्यायालय से बाहर निकले, तब न्यायाधीश 
पद छोडकर घर आए, तभी ठीक रहेगा । यदि वह घर में पतनी ओर वच्चे 
से भी न्यायाधीश बनकर व्यवहार करे, तो घर में गडा हुए विना नहीं 
रह सकता । व्यक्ति की समस्या यह है कि जिस कार्य को वह बद्र 
मानता है, उसे ओद रहता है । पदाधिकारी हर समय अपने को पदाधिकारी 
मानेगा। वक्ता हर समय अपने को वक्ता मानेगा, धनिक हर समय 


क 


धनिक मानेगा । व्यक्ति जब अपने आपको हर समय अपने अहं म, अपने 
कर्तव्य में स्थित कर देता है, तो अनर्थ होता है। इसीलिए भगवान्‌ राम 
की वात वड़ी सार्थक है। वे परशुराम से कहते है कि जब तक धनुष 
था, तव तक उसके तोडने वाले की आवश्यकता थी, पर अब जब वह 
टूट गया तो भूमिका समाप्त हो गई । इस समय तो आप जैसा महापुरुष 
यहाँ आया हआ ठै, ओर यह एक दास आपके सामने खडा है । यही श्री 
राम की विशेषता है! वे जिस समय जो काम करते है, उस समय वही 
बन जाते हैँ । इसलिए उनके व्यक्तित्व मेँ कोई टकराहर नहीं, उन्हें कोई 
कार्य करने मेँ संकोच नहीं । जब उन्हं पुष्पवारिका में फूल लेने जाना है, 
तो वे गुरु से आज्ञा लेकर जाते है- 


लक्ष्मण चरित्र ८ ३३ 


समय जानि गुर आयसु पाई । 
लेन प्रसून चले दोउ भाई॥१८२२६८२ 
ओर जव वे पुष्पवाटिका में पर्हूचते है, तव माली से आज्ञा लेकर 
फूल चुनते है । 
च्रं दिसि चित पूंछठि मालीगन ।९८२२७१ 
यह उनके व्यक्तित्व की पूर्णता है । यदि भगवान्‌ राम गुरु से आज्ञा 
लँ, तो कोई आश्चर्य नहीं; लोग कह सकते है कि शिष्य को गुरु से आज्ञा 
लेनी ही चाहिए । पर आश्चर्य तव होता है, जब वे माली से आज्ञा लेते 
है। माली न तो उनसे जाति मे व्डाहै, न पद्मे, न धन में ओर न 
योग्यता मेँ । तात्तिक दृष्टि से देखे तो श्री राम साक्षात्‌ ईश्वर टँ ओर 
माली जीव। असामान्य दृष्टि से देख तो श्री राम महाराज जनक कं 
अतिथि है, राजभवन मेँ ठहरे हए है ओर वह रहा साधारण माली । ओर 
इस माली से भगवान्‌ राम जाकर पृष्ठते है कि क्या मे इस बाग का फूल 
ले सकता ह? मुञ्ञे गुरुदेव के पूजन कं लिए फूल लेना है, यदि अनुमति 
हो तो ले लूं। इसका तात्पर्य क्या है? जव वे विश्वामित्र से आज्ञा लेते 
है तव उनके ध्यान में यह बात थी किये मेरे गुरु ह ओर मैं इनका 
शिष्य । ओर जब वे माली के पास अनुमति लेते है, तो यह सोचते हं 
कि मै फूल चाहने वाला हू ओर यह फूल का रक्षक है, अतः इस समय 
तो उसी की आज्ञा चलेगी । जिस क्षण जो कार्य सामने आता टे, भगवान्‌ 
राम उस क्षण उसी के अनुरूप बन जाते हँ । जव रात्रि को गुरुदेव शयन 
करते हैँ, तो श्री राम ईश्वर नहीं रह जाते। तव वे उस समय क्या करते 
है? गोस्वामी जी लिखते है 
जिन्ह के चरण सरोरुह लागी । 
करत बिविध जप लोग विरागी 
तेड दोउ बंधु प्रेम जनु जीते। 
गुरु पद कमल पलोटत प्रीते॥१८२२५४-५ 
-बडे प्रेम से दोनों भाई विश्वामित्र के चरण दवाने लगते है । 
विश्वामित्रजी को बड़ा संकोच होता है। वेतो श्री राम के ईश्वरत्व को 
जानते है। इन्हे ईश्वर समञ्ञकर ही वे राजा दशरथ से मग लाए दहै। 
तो, इनसे चरणसेवा लेते हए विश्वामित्र को लगता है कि भ कितना 


३४ ^ लक्ष्मण चरित्र 


बड़ा अनर्थ कर रहा हू वे मन ही मन विचार करते ह किं क्या अपने 
पैर दववाने हेतु मैं ईश्वर को लाया हू? पर भगवान्‌ राम को कोई संकोच 
नहीं होता । वे गुरुदेव की ओर देखकर मानो कहना चाहते टै कि गुरुदेव, 
नाटक में तो अपनी भूमिका का ठीक ही निर्वाह होना चाहिए, उस समय 
ईश्वरत्व ओर ऋषित्व सामने नहीं आना चाहिए । फिर यह तो खेल है, 
ओर खेल में कोई छोटा-वडा नहीं होता। जो खेल में हारे, उसे दोव 
देना चाहिए । हम कथा मेँ भी तो पटृते ह कि जब भगवान्‌ कृष्ण खेल 
मेँ हार गए ओर र्दोव देने से कतराने लगे, तो श्री दामा ने उन्हे फटकार 
दिया- | 

खेलन में को काको गुसेर्यो? 

अति अधिकार जनावत याते 

अधिक तुम्हारे ट कषु गेयो॥ 

-खेलने मेँ कोई बड़ा-छोटा थोडे ही होता है? तुम नन्द बाबा के 
बेटे हो इसलिए दवन दो ओर हम साधारण आदमी हैँ इसलिए दोव 
के लिए वाध्य हों यह भी कोई बात है? जो हारेगा, उसे दव देना ही 
होगा। तो, एेसा ही भगवान्‌ राम भी मानो धीरे से गुरुदेव को बता देना 
चाहते है कि गुरुदेव, आप संकोच क्यों कर रहे हैँ? हम तो यह दव चुका 
रहे है अपने हारने का। हम तो आपके द्वारा जीते हृए हँ तेड दोउ बंधु 
प्रम जनु जीते" । देखिए, मै तो राक्षसो का वध करने के लिए, मुनियों का 
भय दूर करने कं लिए अवतार लेकर आया था, पर मँ पिष्ठड़ गया। 
आपके चरणों को बडा कष्ट उठाना पडा इसलिए मँ तो हारा हज हू ओर 
आज यदि मै आपकी चरणसेवा के दारा आपका दँवदेरहार्हू तो यह 
उचित ही हे। 

तो, भगवान्‌ राम अपनी हर भूमिका ठीक-टीक निभाते है । आज 
जब परशुराम उनसे पृष्ठते हैँ कि धनुष किसने तोडा, तो वे कहते हैँ कि 
धनुष तोडने वाली तो अतीत की बात हो गई, आप आज्ञा दीजिए। 
परशुराम नहीं सम्म पाते। वे श्री राम से पृष्ठते है-अच्छा बताओ! धनुष 
तोडने वाला कौन है? तुम बड़े नम्र जान पड़ते हो । जिसने धनुष तोडा 
होगा, वह मेरा शत्रु है ओर उसे मैं सहस्रार्जुन के समान दण्ड दूगा। प्रभु 
मुस्कराकर चुप रह जाते हैँ । वे समञ्ञ जाते हैँ कि अव मेरी नहीं, लक्ष्मण 


लक्ष्मण चरित्र ^ ३५ 


की भूमिका आ गई ओर लक्ष्मण भी प्रभु का संकेत समञ्जकर परशुराम 
के प्रश्न का स्पष्ट शब्दों में उत्तर देने के लिए प्रवृत्त होते है, जिससे मुनि 
अन्ततोगत्वा श्री राम के स्वरूप का परिचय पाकर अपनी अपूर्णता को 
दूर कर सके। 


॥ बोलिए सियावर रामचन्द्र की जय ॥ 


३६ ^ लक्ष्मण चररि 


॥ श्रीरामः शरणं मम।॥ 


दितीय व्याख्यान 


00000000 90000000 00000009000()0000000606 


पिष्ठली चर्चा में इस बात की ओर संकेत किया गया कि श्री लक्ष्षण 
आदि-दैविक अर्थो मेँ सहस्रशीर्षं शेष हैँ ओर आध्यासिक अर्थो में मूर्तिमान 
काल । इसकं साथ ही साथ इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया 
कि भगवान्‌ श्रीराम की लीला में श्री लक्ष्मण की अपनी विशिष्ट भूमिका 
हे । रामचरितमानस' की यह मान्यता है कि श्री राम लीला करते है ओर 
लीला का तात्पर्य होता है नाटक। रंगमंच पर जब योजनापूर्वक कोई 
नाटक प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे हम लीला कहते है । ओर नाट्यमंच 
पर एक अभिनेता को उसकी योग्यता के अनुरूप ही भूमिका दी जाती 
है । इसी प्रकार भगवान्‌ श्री राम की इस लीला मेँ श्री लक्ष्मण को अपने 
स्वरूप के अनुरूप भूमिका का निर्वाह करना पडता हे । 

हमारी काल सम्बन्धी धारणा क्या है? व्यक्ति तो देश मेँ स्थित है, 
पर देश की अवस्थिति किसमें है? यह जो आकाश दिखाई देता है, ग्रह 
नक्षत्र दिखाई देते है, ये सब किस आधार पर टिके हुए रँ? यह पृथ्वी 
करा टिकी हुई है? इसका उत्तर विज्ञान अपनी भाषा मेँ देता है ओर पुराण 
अपनी भाषा में । आध्यातिक भाषा मेँ उसे हम कालतत्त्व कहते हैँ, जिसमें 
यह देश स्थित है । विज्ञान की दृष्टि से आप चाहे उसे गुरुत्वाकर्षण कह 
ले, या पुराण की भाषा मेँ कह लँ कि पृथ्वी सहस्रशीर्षं शेष के सिर पर 
टिकी है, मूल तात्पर्य एक ही होता है । सर्पं को प्राचीन काल से काल 
का रूप माना जाता रहा है । "रामचरितमानस में भी उसका इसी रूप में 
वर्णन किया गया है-"कालव्यालकरालभूषणधरं गंगाशशांकप्रियम्‌" (६ शलोक 
१) अथवा "कालव्याल कर भच्छक जोई" (६ ५५ ८)! यों तो साधारण 


. लक्षणं चरन ^“ ३७ 


सर्प भी काल काही प्रतीक है, पर यह सर्प तो हजार सिर वाला ह। 
इसका तात्पर्य क्या? एक चतुर मदारी जानता है कि सर्पं क प्रहार की 


क्षमता उसके मुख में होती है, इसलिए वह चतुराई से सर्पं की गर्दन दवाः 


देता है। फलस्वरूप सप विवश हो जाता है अब एक सिर वाला संप 
हो, तो उसका सिर दबा भी दीजिए, पर जिसके हजार सिर हों उसका 
कौन-कौन-सा गला मनुष्य पकड़ेगा? अभिप्राय यह है कि काल के मागं 
को रोकने की एक मनुष्य चाहे जितनी चेष्टा क्यों न करे, वह सफल काम 
नहीं हो सकता, क्योकि उसके तो हजार सिर ह । मनुष्य किसी भी उपाय 
से काल के मार्गं को अवरुद्ध नहीं कर सकता, काल को अपनी मुद्र में 
नहीं पकड़ सकता । व्यक्ति अपनी सफलता के क्षणो में भले ही एेसा 
सोचने लगे कि मैने काल को पकड़ लिया है, पर वह उसका मिथ्या भ्रम 
ही दे। श्री लक्ष्मण इसी भ्रम के प्रति जीव को सचेत करते हैँ । हमें उनकी 
भूमिका ये कुछ कठोरता भी दिखाई दे सकती है, पर यह कठोरता भी 
जीव के कल्याण के ही लिए है। श्री लक्ष्मण की मुख्य भूमिका है ईश्वर 
का परिचय देना। यों भी हम देखें तो कह सकते हैँ कि ईश्वर का सच्चा 
परिचय देने वाला तो काल ही है। ईश्वर तो हमारे समक्ष प्रत्यक्ष है नही, 
तब फिर व्यक्ति को ईश्वर की सत्ता की अनुभूति कैसे होती है? काल 
के रूप में। व्यक्ति जब युवा होता टै, तब उसकी क्षमतार्पँ बहुत अधिक 
होती ह । जब वह सफल होता है, उस समय उसे जान पड़ता है कि यह 
सब मेरी ही विशेषता है । एसे समय वह काल ओर शक्ति के गणित को 
भुला देता है तव भला उसे ईश्वर की स्मृति आने का प्रश्न ही कर? 
उसे तो यही लगता है कि सारी सफलता कं मूल में उसकी अपनी बुद्धि 
टे, अपने सत्कर्म है, अपनी व्यक्तिगत विशेषतां हैँ । लेकिन यह काल 
बडा विलक्षण है। वह निरन्तर गतिशील है। जब भी व्यक्ति ईश्वर को 
भूलने लगता है, यह काल बड़ी तेजी से उसे इकञ्ञोर कर वास्तविकता 
की ओर उसकी दृष्टि आकर्षित करता है। यौवन में व्यक्ति का शरीर 
बड़ा सबल होता है ओर उसे लगता है कि यह सबलता मेरी है । पर जव 
समय पाकर उसका शरीर कृश होता है, क्षमतार्णँ समाप्त होने लगती हँ 
बुद्धि की स्मृति-शक्ति शिथिल हो जाती है, तव काल मानो उससे पूता 
है कि कहो, यदि सवलता तुम्हारी थी, तो वह गई करा ? तव काल कडवा 


३८ ८ लक्ष्मण चरित्र 


लगता है तभी तो लक््मणजी कड्वे लगते है, क्योकि उनका स्वभाव, 
उनकी प्रकृति ही कालरूप है ओर काल एसा सत्य है, जिसे हम देखना 
नहीं चाहते । व्यक्ति भविष्य के प्रति अपनी अखे बन्द कर लेना चाहता 
हे। उसे काल का चिन्तन अच्छा नहीं लगता। जैसे कोई व्यक्ति सुरा 
पीकर थोडी देर के लिए अपने को सच्चाई से अलग कर लेता हे, उसी 
प्रकार मोह की मदिरा का पान कर संसार काल कं सत्य को भुला देना 
चाहता हे- "पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरां मत्तं समस्तं जगत्‌' । पर काल कं 
सत्य को भुलाने की चेष्टा करने से क्या काल अपना काम बन्द कर्‌ देगा? 
वह तो अपनी अवस्थिति का बोध किसी न किसी प्रकार कराएगा ही। 
इसका एक प्रतीकात्क संकेत हमें "रामचरितमानस' मेँ सुग्रीव ओर बालि 
के प्रसंग में प्राप्त होता हे। 

सुग्रीव ओर वालि कं संघर्षं को गोस्वामी तुलसीदास जी दो खूपों 
मे प्रस्तुत करते है । 'विनय-पत्रिका' में वे बालि को मूर्तिमान्‌ कर्मके रूप 
मेँ देखते है ओर सुग्रीव से अपनी तुलना करते हुए कहते है कि जसे 
सुग्रीव बालि के दारा संतरस्त था, उसी प्रकार मेँ भी कर्मरूप बालि के दारा 
संत्रस्त हू 

'करम-कपीस वालि-बली-त्रास-त्रस्यो हौ" । १८१८७ 

बालि बड़ा भाई है ओर सुग्रीव छोटा। कर्म जौर जीव का यही 
सम्बन्ध है । दोनों म अनोखी प्रीति है, पर यह प्रीति कभी विरोध मे भी 
परिणत हो जाती है। यही कर्म का स्वभाव है। यह आवश्यक नहीं ठै 
कि यदि आज कर्म हमारे अनुकूल हो, तो कल भी वह अनुकूल ही रहेगा । 
जब वालि प्रसन्न था, तव सुग्रीव को वह इतना अधिक चाहता था कि 
स्वयं सुग्रीव ने भगवान्‌ राम को अपना संस्मरण सुनाते हए कहा था- 

नाथ बालि अरु में दौ भाई। 
परीति रही कु बरनि न जाई ४८५८१ 

ओर सुग्रीव बालि के स्नेहपूर्ण संरक्षण मेँ बड़ा निश्चिन्त था। पर 
एक दिन बालि रुष्ट हो गया। उसके रोष का एक कारण था । मायावी 
नामक दैत्य ने उसे चुनौती दे दी, ओर जव वह युद्ध करने कं लिए चला 
तो सुग्रीव भी पीठे चला। बालि वड़ा ही शक्तिशाली था। उसने रावण 
को भी अपनी बगल मे दवा लिया था। इसका तात्पर्य यह. है कि रावण 


लक्षण चस्ति ^ ३६ 


जगत्‌-विजेता हो सकता है, पर वह कर्म-विजेता नीं हो सकता। कर्म 
रावण को भी अपनी बगल मेँ दवा लेताटहै। कर्म के साथ भला कौन 
युद्ध कर सकता है? बालि कर्म है ओर इसलिए उसे अपनी विजय का 
विश्वास हं । वह मायावी के पीठे दौडता है । मायावी एक गुफा मेँ घुस 
जाता है। बालि सुग्रीव से कहता है कि तुम एक पक्ष तक मेरी प्रतीक्षा 
करना । कर्म अपनी सफलता के लिए एक काल निश्चित कर देता है। 
यहां पर कर्म ने भूल कर दी। वह सोचता है कि काल मेरे अधीन है। 
पर वास्तव मतौ कर्म ही काल के अधीन है। व्यक्ति का जीवन केवल 
कर्म से संचालित नहीं होता, वह तो सृष्टि के चार तत्त्व है जो मिलकर 
जीव कं चारों ओर कार्य करते है, उसका जीवन संचालित करते है। 
इसीलिए व्यक्ति कं जीवन कं विषय मेँ निर्णय करना बड़ा कठिन है । इन 
चार तत्त्वों का वर्णन करते हुए गोस्वामीजी "रामचरितमानस" मेँ कहते है 
फिरत सदा माया कर प्रेरा। 
काल कमं सुभाव गुन पेरा॥७८४३५ 

अतः करम स्वतन्त्र नहीं है । इसीलिए वह काल के गणित मे अनुत्तीर्ण 
हो जाता है। बालि की धारणा थी कि वह मायावी को पन्द्रह दिन में 
परास्त कर देगा, ओर जब वह पन्द्रह दिनों मे उसे परास्त न कर सका, 
तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि बालि स्वयं परास्त हो गया, भले ही 
वाद मे तीस दिन मेँ-वह मायावी को मारने मे सफल हआ। पर उसके 
काल का गणित गड़बड़ गया । जब तीस दिन तक प्रतीक्षा करने के वाद 
भी बालि गुफा से बाहर नहीं आया ओर सुग्रीव ने रक्त की धार वलं 
से बहती देखी, तो उसने सोच लिया किं वालि मारा गया है । वह लौटकर 
सबको सूचित कर देता है कि वालि की मृत्यु हो गई है। मंत्रीगण सुग्रीव 
को राज्य दे देते ह । इधर जब वालि दैत्य को मार कर धर लौटता है 
ओर व्हा सुग्रीव को सिंहासन पर वैठे देखता है तो क्रुद्ध हो वह सुग्रीव 
को दण्ड देने कं लिए प्रस्तुत होता है। सुग्रीव वाद मँ श्री राम से अपना 
दुखडा रोते हए कहता है कि वालि ने मुञ्चसे सिंहासन पर वैठने का कारण 
तक नहीं पूष्ठा ओर मुञ्ञे मार-पीटकर, मेरा सव कुछ छीनकर निकाल 
दिया । इसका तात्पर्य क्या? यह कि कर्म दिखने वाली क्रिया का दण्ड 
देता टे, वह उसके पीछे निहित भाव को नहीं देखता। कर्म के मन में 


४० ^ लक्ष्मण चरित्र 


यह विचार नहीं कि आप किस भाव से कार्य कर रहे है। आग सामने 
हे, वह यह नहीं देखेगी कि हम अच्छे भाव से उसमें चैर रख रहे है या 
बुरे भाव से। अग्नि का धर्म है ज्वलनशीलता। एेसा नहीं होता कि 
सद्भावपूर्वक पैर रखने पर अग्नि नहीं जलाएगी ओर दुभविपूर्वक पैर रखने 
पर जलाएगी । वह तो हर दशा में जलाएगी । इसी प्रकार कर्म क्रिया का 
परिणाम दिया करता है, उसके पीठे के सद्भाव या दुभवि को नहीं देखता। 
बालि सुग्रीव से राज्य छीन लेता है ओर उसे देश निकाला दे देता ईै। 
इसका तात्पर्य यह है कि जव कर्म अनुकूल होता है, तो सुख देता है, 
सम्पत्ति देता है ओर जव प्रतिकूल होता है, तो सब कुष्ठ छिनते देर नहीं 
लगती । सुग्रीव भागवान्‌ राम को अपना संस्मरण सुनाते हए कहता है कि 
बालि ने उसका पीछा किया । अभिप्राय यह है कि जब व्यक्ति के जीवन 
मं प्रतिकूलता आती है, तो वह स्थान-परिवर्तन की बात सोचता है, विचार 
करता है किं शायद इस नगर को छोड उस नगर मेँ चले जाने से भाग्य 
मे कोई परिवर्तन आ जाए । सुग्रीव जरह जहल जाता है, बालि सर्वत्र उसका 
पीछा करता है- 
ताकं भय रघुवीर कृपाला । 
सकल भुवन मे फिरें बिहाला॥४८५१२ 

तात्पर्य यह है कि जीव जर्हा जाएगा, कर्म वहीं उसका पीठा करेगा । 
तब भगवान्‌ राम सुग्रीव से पृषते है-फिर तुम यहाँ केसे रुक गए? सुग्रीव 
कहता टे-महाराज! मैने सुना कि यह ऋष्यमूक पर्वत एेसा है, जलँ शाप 
कं कारण बालि का प्रवेश नहीं है, इसलिए भँ यहा आकर रुक गया। 

तो, यह ऋष्यमूक सत्संग का एसा पर्वत है, जलँ कर्म प्रवेश नहीं 
कर सकता । जव तक आप सत्संग में है, सद्विचार मेँ डूबे है, तव तक 
कर्म की सत्ता विस्मृत रहती है । पर जैसे ही व्यक्ति इस सत्संग के ऋष्यमूक 
पर्वत से नीचे उतरता टै कि बालि-रूप कर्म का राज्य प्रारम्भ हो जाता 
हे। कर्म के भय से डरा हुआ बेचारा जीव सत्संग का आश्रय तो लेता 
है, पर वह पूर्णं निषचिन्तता का अनुभव नहीं कर पाता । जव हनुमानजी 
कं आश्रय से उसे ईश्वर से साक्षात्कार का सौभाग्य प्राप्त होता डे तभी 
वह आश्वस्त हो पाता है। अभिप्राय यह है कि व्यक्ति कर्म पर अपनी 
क्षमता से विजय नहीं प्राप्त कर सकता, उसके लिए तो उसे ईश्वर का 


लक्ष्मण चरितरि ^ ४१ 


ही आश्रय लेना होगा, क्योकि ईश्वर ही काल, कर्म, स्वभाव ओर गुण 
का नियामक है। ओर ईश्वर का यह आश्रय सुग्रीव परम सन्त हनुमान्‌ जी 
के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं । हनुमान्‌ जी भगवान्‌ शंकर के अवतार 
है ओर शंकर जी विश्वास कं मूर्तिमान्‌ रूप है-“भवानीशंकरौ वन्दे 
श्रद्धाविश्वासरूपिणौ' । अतः हनुमान्‌ जी भी मूर्तिमन्त विश्वास हैँ । सुग्रीव 
का सव कुछ छिन जाने पर भी वे हनुमान्‌ जी का साथ नहीं छोडते। 
उनका राज्य छिन गया, सारी सुविधार्ण छिन गइ, उनका सब कुष्ठ नष्ट 
हो गया, पर वे विश्वास को नहीं छोडते ओर इसीलिए अन्त मे सब कुष्ठ 
पराप्त कर लेते है। यह विश्वास ही सुग्रीवरूप जीव को ईश्वर से मिलाता 
है ओर दोनों में मित्रता कराता है । तव भगवान्‌ राम सुग्रीव को आश्वस्त 
कर देते हैँ ओर उनके बहाने जीवमात्र को आश्वासन देते हैँ कि-हे जीव! 
तुम निश्चिन्त हो जाओ, हम तुम्हे कर्म कं त्रास से मुक्त कर देंगे । कर्म 
के इस महान्‌ चक्र से मुक्त करने की क्षमता केवल ईश्वर मेहै। वे 
कर्मरूप वालि का विनाश करते हैं ओर सुग्रीव अपना खोया हुजा राज्य 
पुनः पा लेते ह| 

य्ह पर एक नया प्रश्न खड़ा हो उठता हे किं कर्म-सिद्धान्त का 
निर्माता कौन दै, सृष्टि किस सिद्धान्त के दारा चल रही है? “रामचरितमानस 
मे कहा गया टै कि ईश्वर ही कर्म-सिद्धान्त का नियामक है ओर उसी 
ने यह विधान बना दिया है कि व्यक्ति को कर्म के अनुसार फल प्राप्त 
होगा- 

करम प्रधान विस्व करि राखा। 
जो जस करइ सो तस फलु चाखा॥२८२१२८४ 

अव यदि एेसी परिस्थिति में शरणागति के प्रवेश में कर्म-सिद्धान्त 
खण्डित हो जाए, तो फिर क्या होगा? उत्तर मँ कहा जाता है कि यह 
तो ठीक है कि कर्म का सताया जीव भक्ति का, ईश्वर का आश्रय लेगा, 
पर यदि भक्ति के दारा कर्म-सिद्धान्त पर उसकी विजय हो गई, ओर वह 
कर्म के भय से मुक्त हो गया, तब तो वह एक-दूसरे भय से आक्रान्त 
हो जाएगा । वह दूसरा भय क्या है? 

जब भगवान्‌ राम ने सुग्रीव को राज्य दिया, तो उन्होने दौ वातं 
कटीं-एक तो यह कि “अंगद सहित करहु तुम्ह राजू" (४११८६) ओर 


४२ ^ लक्ष्मण चस्ति 


दूसरी, “संतत हदय धह मम काजू! यह अंगद बालि का परिष्कृत रूप 
हे । बालि अन्ततोगत्वा भगवान्‌ के प्रति समर्पित होकर उनमें समा जाता 
हे ओर शरणागत के रूप में अंगद को सौप जाता है। अभिप्राय यह हं 
कि कर्म तो ईश्वर-निर्मित है ओर इसलिए उसका विलय अन्त में ईश्वर 
मे होता हे। वह अपना परिष्कृत रूप अंगद के रूप में छोड़ जाता हे। 
जव भगवान्‌ राम सुग्रीव से कहते है कि अंगद को साथ लेकर राज्य करो, 
तो इसका तात्पर्य यही है कि ईश्वर के प्रसाद रूप इस अंगद-रूप कर्म 
को मत भूलना। साथ ही वे यह भी धीरे से कह देते कि मेरे काम 
का सीता रूपी भक्ति-देवी को खोजने के कार्य का-हदय मेँ सदा ध्यान 
रखना; सीताजी को भूल मत जाना । कर्म से निश्चिन्त जीव से भगवान्‌ 
कहते है कि तुमने ईश्वर के आश्रय से कर्म पर विजय प्राप्त तो कर ली, 
पर भविति को याद रखना, मुञ्े मत भूलना । व्यक्ति कं साथ यही समस्या 
होती है। पहले तो वह भयभीत रहता है कि जैसा कर्म करेगा, वैसा फल 
पाएगा, पर जव कर्म के भय से वह मुक्त हो जाता है, तो उसकं दारा 
एेसी मुक्ति के दुरुपयोग की सम्भावना पैदा हो जाती है । जिस ईश्वर का 
आश्रय लेकर वह कर्म-भय से मुक्त होता है, उसी को वह भूल जाता 
है। इसीलिए भगवान्‌ राम सुग्रीव को चेतावनी देते हैँ कि तुम राज्य करो, 
पर सीताजी को मत भूलना। पर सुग्रीव प्रभु कं आदेश का टीक-टीक 
पालन नहीं कर पाते। वे उस समस्या से ग्रस्त हो जाते है, जो कर्मसे 
ऊपर उठ जाने वालों के समक्ष आया करती है । जब बालि का आतंक 
समाप्त हो गया ओर कर्म से निश्शंक हो सुग्रीव राज्य करने लगे, तो 
राज-सत्ता में एेसे डव गए कि भगवान्‌ विस्मृत हो गए, भक्ति का विस्मरण 
हले गया । वर्षा भी वीत गई, पहले गर्मी थी फिर वर्षा जाई । गर्मी यानी 
व्याकुलता देखकर भगवान्‌ ने अपनी कृपा की वर्षा की । भगवान्‌ आशा 
करते रहे कि चलो सुग्रीव अभी वर्षा का आनन्द ले रहा है, पर जव वर्षा 
बीत जाएगी, तब तो वह मेरी याद अवश्य करेगा। शरद्‌ ऋतु मं जल 
धीरे-धीरे बरसता है। उससे शीतलता तो आती है, पर जल के स्वच्छ होने 
पर भी भूमि के संयोग से उसमें मलिनता आ जाती है । भगवान्‌ की कृपा 
का जल तो स्वच्छ ही होता है, पर जीव कं अन्तःकरण में वासना की 
जो मिद्ध है, उसके स्पर्श से उस कृपा के जल मेँ मलिनता का बोध होने 


लक्ष्मण चरित्र ८ ४३ 


लगता टे। भगवान्‌ की कृपा से व्यक्ति को जव सत्ता मिलती टै, धन 
मिलता है, सम्पत्ति मिलती है, तो वह वड़ा प्रसन्न होता है, पर वह समञ्च 
नहीं पाता कि अपनी वासना के दारा वह उस कृपा को मलिन बना रहा 
हं । भगवान्‌ आशा करते थे कि सुग्रीव के अन्तःकरण की वासना की मद्री 
धीरे-धीरे बेठेगी ओर उसके सामने भगवान्‌ के कृपारूपी जल का स्वच्छ 
स्वरूप प्रकट हौ जाएगा, पर जब वर्षा ऋतु के व्यतीत हो जाने पर शरद 
ऋतु आ गई, फिर भी सुगीव उनके पास नहीं आया, तो प्रभु ने लक््मणजी 
का स्मरण किया। शरणागत सुग्रीव कं लिए कर्म तो समाप्त किया जा 
चुका था। अव तक ईश्वर सृष्टि का नियमन कर्म के दारा कर रहा था, 
पर अव जव उसने शरणागति के लिए कर्म का विनाश कर दिया, तो 
शरणागति का संचालन किसके दारा करेगा? एसे अवसर पर प्रभु श्री 
लक्षण का स्मरण करते हैँ । वे उनसे कहते है- 
सुग्रीवहुं सुधि मोर विसारी । 
पावा राज कोस पुर नारी॥४८१७.८४ 

- लक्ष्मण! राज्य, खजाना, नगर ओर स्त्री पाकर सुग्रीव ने मेरी सुध 
भुला दी। 

संसार में यह एक सामान्य शिष्टाचार है कि जब कोई व्यक्ति किसी 
को भट मं कोई वस्तु देता है, तो वह देने वाले को कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद 
देता टे, ओर यह भी ध्यान रखता है कि उचित अवसर प्राप्त होने पर 
वह भी बदले मे उसे कोई भट प्रदान करे । ईश्वर नित्य निरन्तर हमें भेट 
भजता रहता है । सारा जीवन ही हमें ईश्वर के दवारा पुरस्कार के रूप मे, 
उपहार कं रूप में प्राप्त हुआ है ओर जीवन मेँ हर क्षण हमें ईश्वर का 
उपहार ही प्राप्त हो रहा है । प्रातःकालीन सूर्य की किरणों से लेकर हमारे 
जीवन का सारा क्रम ईश्वर से प्राप्त उपहारं के उपभोग मेँ व्यतीत हो 
रहा € । कोई व्यक्ति यदि हमें गुलाब का एक एूल भेज दे, तो हम उसे 
धन्यवाद देते है, पर यह कितने दुःख की बात है कि जो ईश्वर सृष्टि 
की वाटिका म हमारे लिए कोटि-कोरि गुलां को विकसित करता है, उसे 
हम याद नहीं करते। गुलाब के फूल देखकर हमें कभी यह स्मृति नहीं 
आती कि ईश्वर कितना कृपालु है, जिसने इन सुन्दर-सुन्दर पुष्पों की सृष्टि 
कीहे। तभी तो प्रभु श्री लक्ष्मण से दुःख प्रकट करते हए कहते है कि 


४४ ^ लक्ष्मण चस्ति 


जिस सुग्रीव ने अपने जीवन में कर्म की समस्या देख ली टै, जो स्वयं 
कर्म कं आतंक से ग्रस्त रह चुका है, एसे सुग्रीव ने भी राज्य-सम्पदादि 
प्राप्त कर मुह्ये विसार दिया! अव तो लक्ष्मण! मैने एक निर्णय लिया है। 
वह क्या? जिस बाण सेर्मँने बालि का वध किया था, उसी बाण से कल 
मे मूर्खं सुग्रीव का वध करँगा- 
जेहि सायक मारा मै बाली । 
तेहि सर हतौ मूट्‌ करं काली॥ ४१७८५ 

लक्ष्मणजी चौक उठे। उन्हे आश्चर्य हुआ कि श्रीराम मेरी भाषा कव 
से बोलने लगे? 

लक्ष्मणजी के चरित्र का अनुपम तत्व यहटहैकिवेश्रीराम केद्वारा 
कभी भी एसा कार्य नहीं होने देना चाहते है, जिसमें श्री राम के स्वभाव 
की कोमलता या म्यदा पर कोई अचि आएु। कठोर भूमिका अपने लिए 
लेकर भगवान्‌ राम को कोमल भूमिका में रखना उनका स्वभाव है । इसलिए 
गोस्वामीजी ने वन्दना में ही यह सूत्र जोड़ दिया है। वे जानते थे कि 
लक््मणजी के व्यक्तित्व को लेकर प्रश्न उठेगे ही । करो भगवान्‌ राम इतने 
कोमल ओर कर्ह लक्ष्मणजी इतने कठोर! कोमल ओर कठोर का साथ 
कैसा! परशुराम ने भगवान्‌ राम से यह प्रश्न किया भी था कि तुम जैसे 
सज्जन के साथ यह टेढ़ा व्यक्ति कैसे? सहज टेट़ अनुहरईइ न तोही 
(१८२७६८८) तुम्हारे साथ रहने वाला तो तुम जैसा ही सज्जन होना 
चाहिए, पर यह तो जन्मजात टे मालूम पड़ता है। प्रभ मुनि की यह 
बात सुनकर मुस्कराए थे। पर लक्ष्मणजी ने स्पष्टीकरण करते हए एक 
व्यंग्य-भरा वाक्य कहा था भम तुम्हार अनुचर मुनिरायाः (१२७७१) 
- महाराज! हम तो आपके अनुयायी है ।' लक्ष्मणजी का तात्पर्य यह था 
कि आखिर दोनों राम हीतो है ओर हम तो राम का ही अनुगमन करते 
है। एक राम के हम अनुज है, तो दूसरे राम के अनुचर । लक्ष्मणजी के 
शब्दां मेँ परशुराम के प्रति व्यंग्य भरा था। उनका अभिप्राय यह था कि 
महाराज! यदि टेद़रापन बुरा है, जैसा कि आप कह रहे है, तो आप भी 
उसे छोड़ दीजिए ओर आपका अनुचर होने के नाते मै भी उसे छोड दगा 
ओर यदि श्री राम की सरलता आपको इतनी अच्छी लगती है, तो आप 
भी उसे अपने जीवन में स्वीकार कर लीजिए। यदि टेदटापन या क्रोध 


लक्ष्मण चरित्र ^ ४५ 


आपके लिए बुरा नहीं है, तो वह मेरे लिए बुरा क्यों होना चाहिए? 
“अनुचर' शब्द का लक्ष्मणजी दारा प्रयोग उल्लेखनीय है । अनुचर कंवल 
पीछे ही नहीं चलता बल्कि वह सेवक भी होता टै। जैसे यदि आपको 
कहीं जाना हो ओर आपका सामान उठाने वाला कोई न हो, तो आप 
अपने सिर पर सामान लादकर चलते हैँ, पर इतने में आपका कोई अनुचर 
आ जाए, तो उसके सिर पर सामान रख कर निश्चिन्त हो चलने लगते 
है। वैसे ही लक्ष्षणजी का अपने को मुनि का अनुचर कहने कं पीठे 
कटाक्ष यह था कि मुनिराज! आपने क्रोध का वोज्ञ बहुत दिनों तक टोया, 
पर अव जब मँ आपका अनुचर आ गया हू तो वह बोज्ञ मेरे सिर पर 
दे दीजिए। अब तो आप "परिहर कोपु" क्रोध को छोड दीजिए, मँ संभाल 
लंगा । अभिप्राय यह है कि सृष्टि में केवल कोमलता से काम नहीं चलता 
कठोरता भी आवश्यक होती है । सृष्टि से टेट्ापन या कठोरता को हटाया 
नहीं जा सकता । चिकित्सक जब रोगी को दवा देता है, तो दवा मीी 
भी हो सकती टै, पर यदि शल्य-चिकित्सा की आवश्यकता पडी, तो 
चिकित्सक को कठोर शस्त्र का प्रयोग भी करना पड़ सकता है। तभी तो 
श्री राम के साथ सदैव श्री लक्ष्मण चला करते हैँ । इन दोनों के परस्पर 
सम्बन्ध का वर्णन करते हृए गोस्वामी जी कहते है- 
रघुपति कीरति विमल पताका । 
दंड समान भयउ जस जाका॥१८१६६ 

-एक यदि पताका है, तो दूसरे उसे फहराने वाले दण्ड कं समान 
है । इससे बट़कर कोई सार्थक उपमा नहीं हो सकती । पताका कोमल ओर 
दण्ड कठोर, पर दोनों मिलकर ही सार्थकता की सृष्टि करते है । राज्य का 
प्रधान चिह ध्वज होता है ओर यह उचित तथा अपेक्षित है कि उसमें 
कोमलता ओर कठोरता का टीक समन्वय हौ। ध्वजा का वस्त्र इतना 
कोमल होता है कि वह तनना नहीं जानता ओर डण्डा इतना कडा होता 
हे कि ज्मकना नहीं जानता । वस्त्र की प्रकृति शील की प्रकृति है, तभी 
तो श्धर्मरथ' के प्रसंग मे भगवान राम कहते हँ “सत्य सील दुद्‌ ध्वजा 
पताका (६८७६/५)- सत्य ओर शील उस रथ की मजवृूत ध्वजा ओर 
पताका ह! वस्त्र की शोभा इसमें है कि वह तनना न जाने जओौर डण्डे 
की शोभा इसमें है कि वह ज्जुकना न जाने । यदि तनना न जानने वाला 


४६ ^ लकश्मण चरित्र 


ह भ" 


वस्त्र दण्ड का आश्रय न ले, तो ण्डा कभी फहरा नहीं सकता ओर जो 
ध्वज ठीक से फहर न सकता हो, उसके प्रति व्यक्ति की श्रद्धा के न्यून 
हो जाने की सम्भावना बनी रहती हे । केवल शील व्यक्ति की श्रद्धा को 
आकर्षित नहीं कर सकता। कभी-कभी तो लोग दूसरे की कोमलता को 
कायरता भी समञ्ज लेते है । जो व्यक्ति शील का प्रदर्शन करते हृए बार-बार 
लुकता जाए, उसके सम्बन्ध मेँ दूसरा व्यक्ति यह गलत धारणा बना 
सकता है कि वह शायद मुञ्चसे डरता है, इसीलिए बार-बार मेरे सामने 
ज्ुक रहा है। अतः जब तक शील के पीषठे शैर्य का कठोर दण्ड न होगा, 
तेजस्विता न होगी वह लोगों के अन्तःकरण में सच्ची श्रद्धा का सृजन 
नहीं कर सकेगा, ओर हो सकता है कि वह कायरता का पर्यायवाची बन 
जाए । अतएव शील के साथ दण्ड का रहना आवश्यक है । यह दण्ड स्वयं 
मे क्यादहै? या तो वह अहंकार का प्रतीक है या समर्पण का। जब उण्डा 
अपने को ऊँचा रखना चाहे, तो अहंकार का प्रतीक है ओर अपने स्थान 
पर अण्डे को फहराना चाहे, तो समर्पण का। यही लक्ष्मणजी का चरित्र 
हे । उनकी भूमिका उण्डे की भूमिका है, पर वह अहंकार की भूमिका नहीं 
हे, क्योकि अहंकारी तो स्वयं अपने आपको लोगों की दृष्टि मेँ ऊपर 
उठाना चाहता टै, अकड़ कर दिखाना चाहता है कि मेँ कितना वड़ा ह 
जवकि लक््मणजी अपने को दवाकर भगवान्‌ राम के ही यश का विस्तार 
करना चाहते है, अपने को ऊपर उठाने की बात उनके मन में कभी आती 
ही नहीं। 


> लक्ष्मणजी की भूमिका बड़ी अनोखी है । गोस्वामीजी उनको वन्दना 


मे इसका संकेत करते हए कहते टै “सदा सो सानुकूल रह मो पर, 
कृपासिंधु" (१८१६८८) ह सुमित्रानन्दन, आप कृपा के सिंधु है । पर उन्हें 
देखकर तो पेसा नहीं लगता कि वे इतने कृपालु है, उत्टे यही लगता हे 
किवे प्रहार ही करते है। उण्डे को देखकर एेसा लगना स्वाभाविक है, 
पर्‌ यदि उसे ण्डे के साथ जोड दिया जाए, तब तो एसा नहीं लगता 
कि उसका कार्य किसी को मारने का है, वल्कि यही लगता है कि उसका 
कार्य कंवल कीर्तिध्वज को ऊपर उठाना है । लक्ष्मणजी की यही भूमिका 
हे, वे प्रभु की कीर्ति-पताका को फहराने का कार्य करते हैँ । अतएव 
भगवान्‌ राम जब उनसे कहते ह कि जिस बाण से मेने वालि का वध 


लक्ष्मण चरित्र ^ ४७ 


किया था, उसी बाण से कल उस मूर्ख सुग्रीव का भी वध करर्दूगा, तो 
श्री लक्ष्मण इस बात पर आपत्ति करते हँ । “वाल्मीकि रामायण" मं आता 
हे किं भगवान्‌ राम श्री लक्ष्मण से कहते हैं-जाकर सुग्रीव को बता दो 
कि जिस मार्ग से बालि गया था, वह सकरा नहीं हो गया है, अब भी 
चोडा है ओर दूसरे भी उस मार्ग से जा सकते है। तात्पर्य यह कि यदि 
अनाचार का दण्ड बालि को प्राप्त हो सकता है, तो सुग्रीव उसका अपवाद 
नहीं हो सकता । तो, जब भगवान्‌ राम सुम्रीव के वध की बात करते है 
तो लक्ष्मणजी आपत्ति करते हैं । एसा क्यों ? जब भगवान्‌ राम रावण को 
मारने के लिए चलते है, तब लक्ष्मणजी आपत्ति नहीं करते क्योकि, उन्हें 
लगता है कि रावण के वधसे प्रभु को कीर्तिं मिलेगी। जब श्री राम खर 
ओर दूषण के नेतृत्व मे आए चौदह हजार राक्षसो से लड्ने के लिए जाते 
हैँ ओर लक्ष्मणजी से कहते ह 
नि लै जानकिहि जाहु गिरि कदर । 
आवा निसिचर कटकु भयंकर॥३८१७११ 
"लक्ष्मणः! तुम जानकोजी को लेकर पर्वत की कन्दरा में चले 
जाओ, राक्षसो की भयानक सेना आ गई है" तब भी लक्ष्मणजी कोई 
आपत्ति नीं करते। लक्ष्मणजी को तो कहना चाहिए था कि प्रभु! राक्षसां 
की सेना विशाल है ओर आप मुह्ञे युद्धकषेत्र से हटाकर गुफा मेँ भेज रहे 
है, मँ इतनी बड़ी सेना से आपको अकेले जूढने कैसे र्दूगा? पर वे एेसा 
कुछ नहीं कहते ओर भगवान्‌ राम की आज्ञा का पालन करते हुए जानकीजी 
को लेकर गुफा में चले जाते है । एेसा क्यो ? इसलिए कि लक्ष्मणजी जानते 
है कि चौदह हजार राक्षसो को मारने के लिए अधिक संख्या की आवश्यकता 
नहीं । उन्हें पता है कि जब इन राक्षसं ने तपस्या की ओर उनसे पृष्ठा 
गया कि तुम क्या चाहते हो, तो उन्होने वरदान ्मौगा-हमें कोई दूसरा 
न मारे, हम लोग यदि मरं भी तो आपस मेँ लडकर मर । ये राक्षस अपने 
को बड़ा बुद्धिमान मानते थे, जब भी, कोई वरदान देने वाला आता तो 
ये सोचते कि हम.वही लेंगे जो यह न देना चाहे । इसलिए तरह-तरह के 
वरदान सोचते । उन्होने आपस मे लड़कर मरने का वरदान मोगा, उसके 
पीछे भावना यह थी कि दूसरा हमें क्यों मारे, बाहर का विजेता क्यों हो? 
यदि मरना ही है तो अपनों से मर, हारना है तो अपनों से हारे । फिर 


४८ ^ लक्ष्मण चस्ति 














यह वरदान मांगने के पीछे उनका यह विश्वास भी था कि हम आपस 
मँ इतना प्रम करगे कि कभी एक-दूसरे से लड़ंगे टी नहीं । ओर जब लडंगे 
ही नहीं, तो मरेगे कर्योकर ? ब्रह्माजी ने भी कह दिया-"तथास्तु लक््मणजी 
इस सत्य को जानते हैँ । उन्हें लगता है कि इन चौदह हजार राक्षसो को 
तो आपस में लड़कर ही मरना है । फिर मेँ प्रभु के साथ यल रहकर क्या 

करूगा? वे अकेले ही उन सबके लिए पर्याप्त हैँ । फिर यदि मेँ यँ रह 
गया, तो प्रभु की कीर्तिं में वंटवारा हो जाएगा। लोग विजय का आधा 
श्रेय प्रभु को दगे ओर आधा मुञ्ञको भी। प्रभु की कीर्तिं का वटवारा 
अच्छा नहीं, केवल उन्हीं को श्रेय प्राप्त हो। ओर एेसा सोच लक््मणजी 
प्रभु की बात पर कोई आपत्ति नहीं करते, वे सीताजी कौ लेकर चले जाते 
हे । पर जब भगवान्‌ राम कहते ह कि जिस से मैने बालि को मारा, उसी 
से कल मूर्खं सुग्रीव का वध करूंगा, तो लक्ष्मणजी आपत्ति करते है । वे 
कहते ह -प्रभु! आपके इस प्रस्ताव मेँ मुञ्धे आपत्ति है। इसमे मेरे तीन 
संशोधन टै । पहला तो यह कि जव बालि को आपने दण्ड दिया, तो 
सुम्रीव को दण्ड देने का कार्य मुञ्ञे दीजिए, क्योकि वालि बड़ा भाई ओर 
ऊस बडे भाई ने दण्ड दिया, इसलिए छोटे भाई के भूल करने पर दण्ड 
देने कं लिए छोटा भाई ही अच्छा रहेगा । दूसरा संशोधन यह है कि आपने 
जो अपने बाण से सुग्रीव को दण्ड देने की बात कही है, उस सन्दर्भ 
मै यह कर्हुगा कि मेरे तरकस मेँ ये जो बाण है, उनका भी उपयोग होना 
चाहिए । ओर तीसरा संशोधन यह कि आपने कल मारने की बात कही 
वह ठीक नहीं । शुभ कार्य कभी कल पर नहीं डालना चाहिए । देखिए 
पिताजी ने कहा था किं कल राज्य देंगे, सो आज तक नहीं हो पाया 
यदि वे अपने निर्णयं कं अनुसार राज्य दे देते, तो सारा संघर्षं ही समाप्त 
हो जाता। अतएव मँ आज, अभी जाकर अपने वाण सै सुग्रीव को दण्ड 
दे आता हू 

ओर प्रभु मुस्करा उठे। वे कोई जीव को मारने की योजना थोडे ही 

बना रहे है, वे तो मात्र उसे उराकर सचेत कर देना चाहते हैँ । उनकी 
यह योजना लक्ष्मणजी अपने आक्रोश से प्रकट कर देते है। वे श्री लक्ष्मण 
को समञ्ञाते हुए कहते है कि सुग्रीव को मारना नहीं दै, उसे डर दिखाकर 
ले भर आना है- 


लक्ष्मण चरति ^ ४६ 


तब अनुजहि समुञ्ञावा रघुपति करना सीव । 
भय देखाइ लै आवह तात सखा सुग्रीव ।।४८१८ 

भगवान्‌ राम श्री लक्ष्मण कं माध्यम से सुग्रीव के अन्तःकरण मँ भय 

पैदा करकं उसे अपने पास आने के लिए बाध्य करते हँ । श्री लक्ष्मणजी 
€ कालतत्त्व । जव ईश्वर की कृपा से जीव को कर्म से मुक्ति प्राप्त हो 
जाती हे, तो इसका तात्पर्य यह नहीं ले लेना चाहिए कि ईश्वर कं तरकस 
के तीर खाली हो गए। जब जीव कर्मभय से मुक्त हो, राज्यसत्ता ओर 
भोग पाकर, ईश्वर को भूलने लगता है, तब ईश्वर काल को प्रेरित करता 
हे । जब हम जीवन में ईश्वर का विस्मरण करने लगते हँ तब काल आकर 
हमे सचेत कर देता है कि अरे! तुम भला हय क्या? तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी 
क्षमता, तुम्हारी योग्यता--यह सब भला है क्या, जिसके फेर मे पड़कर तुम 
ईश्वर को भूल हए हो? काल हमें डराता है, लक्ष्मणजी हमें राते है । पर 
इनके डराने मँ एक विशेषता है। जब आप किसी व्यक्ति को राते है 
तो वह डरकर आपसे दूर भागता टै, पर जव लक्ष्मणजी हमें डराते हँ तो 
हम ईश्वर के पास जाते है । प्रभुजी लक््मणजी से कहते ह “भय देखाइ 
लै आवहु', अतः उसका यही तात्पर्य है कि डराकर मेरे पास ले आना। 
अभिप्राय यह है कि संसार में डर हमे उस व्यक्ति से दूर ले जाता है, 
जिससे हम डरते है, पर ईश्वर का इर हमें ईश्वर के पास ले जाता हे। 
यही लक््षणजी की भूमिका की सार्थकता है । वे व्यक्ति को भयभीत कर 
वस्तुतः ईश्वर के पास ही ले जाते है । भले ही उनका कार्य बाह्य दृष्ट 
से कठोर मालूम पड़ता है, पर वस्तुतः वे भीतर से कोमल टै, वे जीव 
का कल्याण ही चाहते हैँ । तो, लक्ष्मण के रूप में भगवान्‌ राम काल को 
प्ररत करते ह कि वे जाकर सुग्रीव को इस सत्य का दर्शन करार्णुं कि 
भले ही व्यक्ति कर्म से ऊपर उठ गया हो तथापि वह काल कं द्वारा 

नियन्त्रित है, इसलिए काल की विस्मृति उसे नहीं करनी चाहिषए्‌। 

लक्ष्मणजी अपनी भूमिका सम्पन्न करते है। वे धनुष-बाण लेकर 
सुग्रीव के पास जाते है । समाचार पाकर सुग्रीव भय से कोपि उठते ह । 
काल का उग्र रूप जब सामने आता है, तो बडे से वड़ा बुद्धिमान्‌ ओर 
शक्तिशाली व्यक्ति भी भयभीत हो उठता है। सुग्रीव एसे समय एक 
चतुराई करते है। उन्हें लक्ष्मणजी के सामने जाने का साहस नहीं होता । 


५० ८ लक्ष्मण चरति 


वे हनुमान्‌ जी से कहते है- 

सुनु हनुमत सग ले तारा। 

करि विनती समु्ञाउ कुमारा॥४/९६३ 

तुम तारा को लेकर जाओ ओर लक्ष्मणजी को किसी भी प्रकार से 

शान्त करो । इसका अभिप्राय यह टै कि जीवन में जब कभी काल का 
भय उपस्थित हो तो आप विश्वास का आश्रय ले लें। जैसे, जब बालक 
कर्मो डराती रहै, उग्ररूप ले खडी हो जाती है ओर कहती है किमे 
तुञञे पीरटमी, जब उसकी अखं मेँ क्रोध की लाली ज्ञलकने लगती है, तव 
बालक क्या करता है? किसके भरोसे निश्चिन्त रहता है? उसे तो ्मोके 
वात्सल्य का, मौ का अपने प्रति प्यार के विश्वास काही भरोसा टै ओर 
उसका यह विश्वास ही उसे निश्चिन्त रखता हे। 

\ एक प्रसिद्ध कथा है। भगवान्‌ राम ने दण्डकारण्य मे कभी अपने 
नुकीले तीर को पृथ्वी में गाड दिया। जब तीर को निकाला, तो उसमें 
रक्त लगा हुआ था । उन्हें आश्चर्य हुजा कि पृथ्वी के नीचे एेसा कौन-सा 
जीव था, जो तीर से आहत हआ? उन्होने लक्ष्मण से मिट खोदने को 
कहा, तो उसमें से एक मेटक निकल आया । श्री राम ने पूष्ठा-भाई! जब 
बाण तुम्हारे ऊपर चुभने लगा, तो तुमने पुकारा क्यों नहीं ? मटक बोला- प्रभु! 
संसार का संकट आए तो ईश्वर को पुकारा जाता है, पर जब ईश्वर का 
ही संकट पड़ रहा हो तो किसको पुकार ? यही सोचकर मँ चुप रहा! ` 

तो, जैसे वालक को उसकी मँ के वात्सल्य का विश्वास निश्चिन्त 
रखता है, उसी प्रकार जीव पर जब काल का भय उपस्थित हो, तो उसे 
विश्वास का सहारा लेना चाटिए ओर समञ्जना चाहिए कि काल उसे ईश्वर 
कं पास जाने का ही सन्देश दे रहा है। प्रभु वस्तुतः काल के माध्यम से 
जीव को अपने पास आने का ही निमन्त्रण भजते हैँ । गोस्वामीजी 
रामचरितमानस" मे इसका संकेत प्रदान करते हए भगवान्‌ राम के चरित्र 
का प्रतीकात्मक रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैँ प्रभु के हाथ में धनुष 
ओर बाण है-धनुष बिल्कुल टेढ़ा है तो बाण बिल्कुल सीधा। पर यह 
टेद्रापन ओर सीधापन दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं टै, बल्कि दोनों 
मिलकर ही प्रभु का कार्य सम्पन्न करते है । धनुष पास रहता है ओर वाण 
दूर भी जाता है, एक मेँ वक्रता है तो दूसरे मेँ ऋजुता, पर दोनों व्यक्ति 


लक्ष्मण चरित्र ^ ५१ 


को प्रभु के पास लाने काही कार्य करते है। श्रीकृष्ण जब किसी जीव 
को आकृष्ट करना चाहते रहै, तो मुरली पर स्वर-सन्धान करते ह ओर जव 
श्री राम किसी को अपने पास बुलाना चाहते है, तो धनुष पर शर-सन्धान 
करते हैं । यह धनुष है क्या? ^लंकाकाण्ड' के प्रारम्भ मेँ इसका संकेत देते 
हए गोस्वामीजी लिखते टै- | 

~ लव निमेष परमानु जुग बरष कलप सर चड। 
 “ भजसि न मन तेहि राम को कालु जासु कोदंड॥६८० 
-लव, निमेष परमाणु, वर्ष, युग ओर कल्प ये श्री राम के प्रचण्ड बाण 
है ओर काल उनका धनुष है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर का धनुष ह 
मूर्तिमान काल, ओर यह काल टेढ़ा प्रतीत होता हे । हमें ध्यान इस वात 
का रखना है कि इस काल की प्रेरणा किस दिशा में है। चाहे लक्ष्मणजी 
को सुग्रीव के पास भेजा जा रहा हो, चाहे इन्दरपुत्र जयन्त के पीठे श्री 
राम का बाण लगा हो, महत्वपूर्ण तो वह है, जो श्री लक्ष्मण ओर बाण 
के रूप में कालतत्तव को प्रेरित करता है। 


= कजा जि >= 


ठैसां शृंगार कर रहा है। यह ईश्वर कैसे हो सकता है? ओर वह कौए 


का रूप धारण कर सीताजी कं चरणों पर अपनी चंच से प्रहार करता 
हे। जब भगवान्‌ राम सीताजी. के चरण से रक्त बहते देखते टै, तो वे 
जयन्त के पीके सीक के बाण का सन्धान करते है-सींक धनुष सायक 
संधाना' (३८०८८) । गोस्वामीजी कहते है कि प्रभु ने धनुष भी सींक का 
बनाया ओर बाण भी सक का। इसका तात्पर्य यह है कि काल तो ईश्वर 
का संकल्प है, कोई स्थूल वस्तु नहीं । मृत्यु के लिए लोहे के धनुष की 
आवश्यकता नहीं, वह तो सीक से ही हो सकती है। मृत्यु के अनगिनत 
माध्यम है; व्यक्ति इतनी सरलता से मर सकता है, जिसका कोई ठिकाना 
नहीं । यही कारण है कि ईश्वर ने उस धनुष-बाण का प्रयोग नहीं किया 
जिसे वे धारण करते है, बल्कि उन्होने सीक का धनुष ओर सींक का बाण 
बना लिया। यह सीक क्या है? जब भगवान्‌ राम सीताजी कं लिए पुष्पो 





का आभूषण गने लगे, तो वर्ह कोई सूई धागा तो था न्ह, वे सीक 


से ही फूलों को गुथ्गूथकर आभूषण तैयार करने लगे । जब जयन्त ने 





५२ ^ लक्ष्मण चरित्र 


सीताजी के चरणों में प्रहार किया, तो सींक के जो दो-एक टकडे बचे 
हए थ, उन्हीं से श्री राम ने धनुष ओर बाण बना लिए प्रभु मानो यह 
बताना चाहते है कि मेरे पास कोमल ओर कठोर दो वस्तु नहीं टै, जो 
सीक किसी कं लिए -आभूषण हे, वही किसी दूसरे के लिए काल । ईश्वर 
कं पास्‌ दो प्रकार के पदार्थ नहीं है । उसमें जो मूल तत्त्व है, वह कोमलता 
ओर कठोरता की अनुभूति मात्र कराती है, वस्तुतः उसमें पार्थक्य नही |. 
"विनयपत्रिका" मे गोस्वामीजी एक मीठी चुटकी लेते हृए कहते है-प्रभु, 
मुञ्धे आप से उर नहीं लगता । प्रभु ने पू्ठा- क्यों नहीं लगता? गोस्वामीजी 
ने कहा-मुञ्ञे इस बात का पता चल गया है कि आप किसके बने हए 
है । आपकी मूर्तिं कृपा की वनी है-श्रभु मूरति कृपामयी । गोस्वामीजी 
यर्हां जो मूर्ति शब्द लिखते है, उसका तात्पर्य क्या है? वे कह सकते 
थे-आप कृपा के बने हए ह। मूर्तिः शब्द का प्रयोग हम मन्दिर की 
प्रतिमा कं लिए करते है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं । किसी व्यक्ति को 
देखकर हम एसा नहीं कहते कि यह पूर्ति है, पर जव हम मन्दिर में दर्शन 
कं लिए जाते है, तो वहाँ की प्रतिमा के लिए मूर्तिं शब्द का प्रयोग करते 
है । तुलसीदासजी ने भगवान्‌ से कहा कि आपकी मूर्ति कृपा की वनी हुई 
हे। यह मूर्तिं शब्द वड़ा ही साहित्यिक है। जव आप मूर्ति को ध्यान से 
देखेंगे, तव इसके महत्व से अवगत होगे । आप लक्ष्मी-नारायण के मन्दिर 
मं जाते है, तो क्या देखते हैँ? यह कि भगवान्‌ नारायण के एक हाथ 
मे चक्र है, तो दूसरे हाथ मेँ कमल। चक्र मारने वाला है, कठोर है ओर 
कमल अत्यन्त कोमल । पर हँसी तो तब आती है, जब यह बात ध्यान 
मँ आती है कि मूर्ति में चाहे चक्र दिखाई दे, चाहे कमल, न तो चक्र कठोर 
ओर न कमल कोमल, वरहा तो केवल आकरृतिरयो बनी हई है । वस्तुतः दोनों 
कं मूल मेँ एक ही धातु दै, जिसकी कि मूर्ति वनी हई है । यदि मूर्ति पत्थर 
कीटे, तौ चक्र भी पत्थर का है ओर कमल भी। गोस्वामीजी का तात्पर्य 
यह हे कि महाराज, जो आकृति को देखता है, उसके मन मेँ भले ही चक्र 
को देखकर इर उत्पन्न हो ओर कमल को देखकर आकर्षण, पर जो दोना 
की मूल धातु को देखता है, वह जानता है कि मूलतः आप एक ही हे 
जापका कमल तो आपकी कृपा का प्रतीक है ही, आपका चक्र भी आपकी 
कृपा का प्रतीक है-आप कृपा केही वने हुए है। 


लक्ष्मण चरति ^ ५३ 


| तो प्रभु सीक का ही धनुष बनाते है ओर सींक काही बाण ओर 
उसे जयन्त के पीछे छोड देते ह~ श्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा (३८१८१), 
मंत्र से त्रैरित होकर वह ब्रह्मबाण दौडता है ओर कौज भयभीत होकर 


भाग चलता है। जीव काल से भयभीत होकर भागता है। जयन्त अपने 


पिता देवराज इन्दर के पास जाता है, पर इन्दर उसे अस्वीकार कर देते है। 
सवर्त कोई रसा स्थान तो ह नीं, जलँ काल का प्रवेश न हो । देवताओं 
की आयु भले बड़ी लम्बी हो, पर हमारे शास्र ओर पुराण कहते है कि 
उनकी भी मृत्यु होती है, देवराज इन्द्र भी कालकवलित होते हं । इसलिए 
जब जयन्त ईश्वर के काल के बाण से भयभीत होकर अपने पिता इन्द्र 
के पास जाता है, तो इन्द्र उसे अस्वीकार करते हृए कहते है तुम्हे स्वीकार 
कर हम अपनी मृत्यु क्यों बुलार, तुम चले जाओ। ओर जयन्त वर्हा से 
चला जाता है। वृह ब्रह्मा कं पास जाता है, शिवलोक जाता है, पर्‌ कोड 
उसे चैने के लिए नही कहता। भला उसे कौन विख सकता है, गिसकं 
पौरे काल लगा ड? जरल तक काल की सत्ता टै, उसके भीतर भला किसे 
साहस होगा कि जयन्त को स्वीकार कर सके ? ब्रह्मलोक आदि सभी काल 
की सत्ता से नियन्त्रित है। इसलिए- 

ब्रह्मधाम सिवपुर सब लोका। 

फिरा श्रमित व्याकुल भय सोका।॥। 

काहू वैटन कहा न ओही । ३८१८४-५ 

भय, शोक ओर क्लान्ति से जयन्त हताश हो उठा । सोचने लगा 

कि अव कलँ जाऊँ । इतने मे उसके जीवन मे सन्त आ गए । देवर्षिं नारद 
ने पूषा "कहो जयन्त! कर भाग रहे हो? जरा सुनो तो मेरी बात ॥ 


जयन्त बोला, देखते नहीं महाराज! मेरे पीठे क्या लगा है? देवर्षि बोले, 
"अरे यह तो भगवान्‌ का बाण है-यह तो काल है । यह काल तुम्हारे पीछे 
क्यों लगा हआ है?” “मारने के लिए ! कबं से लगा हज है? “जव मैने 
सीताजी के चरणो मेँ प्रहार किया तव से! "कर्करा लगा रहा तुम्हारे 
पीके? "जर्तं -जहौँ मै गया, वर्ह वर्ह ॥ नारद ने हसकर कहा-*जयन्त! 
तुमने बाण का सही अर्थ नहीं समज्ञा । यदि उसका उदेश्य तुम्हें मारना 
होता, तब तो वह तुह कभी का मार सकता था, क्योकि तुम्हे बचाने 


== - 


वाला तो कोई था नीं । यह बाण तुम्हारे पीछे हर देश मेँ था ओर वह 





५४ ^ लक्ष्मण चरित्र 


चाहे जह तुमं मार सकता था। पर जव तुम्हं मार नहीं रहा था तो इसका 


ज = ऊ 


यह बाण तुम्हारे _पीछे-पीठे चलकर यह बता रहा है कि तुम जहा भी 
जाओगे, यह भी तुम्हारे पीठे लगा रहेगा । तुम संसार मेँ कहीं भी जाकर 
इस काल से बच नहीं सकते । यदि तुम बचना चाहते हो, तो उनकं पास 
जाओ, जौँ से यह काल प्रेरित हुआ है। जिन्होने इस बाण का संधान 
किया है, उन्हीं के-पास. जाकर तुम बच सकते हो ` 
जयन्त नै काल की सर्वत्र गति देख ली थी । उसे सन्त की वातां 
का भरोसा हआ। पर उसके मन मेँ एक डर आया किं यदि भै भगवान्‌ 
के पास लौटकर गया ओर उन्होने पूछा, तुम्हँ आना था, तो दूर क्यो गए, 
तो इसका क्या उत्तर दगा? देवर्षिं बोले, “उनसे कह देना कि महाराज 
आपसे टूर भला कौन जा सकता है? मै तो सारे संसार मेँ घूमकर वस्तुतः 
आपका प्रभाव देख रहा_था। अपने निकट वालों पर तो सबका प्रभाव 
होता है, पर मँ देखना चाहता था कि आपका प्रभाव कितनी दूर तक फेला 





= 


पृष्ठा । देवर्षि हंसकर बोले, तब कह देना कि महाराज , प्रभाव तो आपका 
देख ही चुका था, अव स्वभाव देखने की इच्छा से आपके पास आयां 
हू । प्रभाव का परिचय दूर से मिलता है, जबकि स्वभाव का पास से। मने 
आपके स्वभाव कं सम्बन्ध में सुना है कि आप बड़े-बड़े अपराधियों को 
क्षमा प्रदान करते है, आपका स्वभाव बड़ा कोमल है, सो महाराज! आपकं 
स्वभाव की इस सत्यता को परखने कं लिए ही जापके पास आया हू।' 
ओर जयन्त सन्त के. निर्देशानुसार भगवान्‌ राम के पास जाता है तथा 
उनके शरणागत होता है। दयालु प्रभु उसकी रक्षा करते ह । \ 

तो, जीव कौ अपने पास बुलाने कं लिए प्रभु काल को चाहे तो 


लक्ष्मण चरितरि ^ ५५ 


बाण के रूप मेँ प्रेरित करें चाहे लक्ष्मण कं रूप मं। लक्ष्मणजी सुग्रीव कं 
पास जाते टं । सुग्रीव भय से कौपने लगते हें । उन्हं लक्ष्मणजी कं सामने 
जाने का साहस नहीं होता। वे हनुमानजी से कलते है तुम तारा को 
साथ ले जाकर राजकुमार को समञ्ञाओ। पर हनुमानजी कौ डर नहीं 
लगता, क्योकि वे ईश्वर के स्वभाव से परिचित है, लक््मणजी के स्वरूप 
को जानते है। इसका अभिप्राय यह है कि जिस व्यक्ति को ईश्वर के 
काल के सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो गया है, उसे पता है कि भय केवल 
दिखावटी है, वह नकली तलवार है, वह जान लेता है कि भय के पीठे 
करुणा की ही वृत्ति है। तभी तो हनुमानूजी के अन्तःकरण में रंचमात्र 
भी भय नहीं है, वे तारा को लेकर लक््मणजी के पास जाते है ओर एक 
चतुराई करते हैँ । सामान्यतः जब आप किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास 
जाते है, तो उसकी प्रशंसा करते ह । पर यहां हनुमानजी ने श्री लक्ष्मण 
की प्रशंसा नहीं की। तब ?- 
तारा सहित जाइ हनुमाना । 
चरन वदि प्रभु सुजस बखाना॥४८१६८४ 

-वे लक्ष्षणजी के चरणों मेँ प्रणाम कर भगवान्‌ राम की प्रशंसा 
करने लगते हैँ किं प्रभु का स्वभाव कितना कोमल है, कितना उदार है, 
वे कितने क्षमाशील टै । हनुमानजी जानते हैँ कि श्री लक्ष्मण भगवान्‌ राम 
की कीर्ति-पताका कं दण्ड हैँ ओर वे किसी भी प्रकार इस इण्डे को ल्युकने 
नहीं देंगे । हनुमानजी का तात्पर्य यह है कि यदि लक्ष्मणजी अधिक कठोरता 
प्रदर्शित करेगे, यदि दण्ड देगे, तो उनका गौरव तो बटृगा नहीं उल्टे श्रीराम 
की कीर्ति ही कम होगी। पहले मिन्न बनाकर बाद में दण्ड देना उनके लिए 
किसी प्रकार शोभनीय न होगा। जब वे श्री राम की कीर्ति-पताका के 
रक्षक है, तो उस ध्वज को वे कभी ज्कने न देगे । इसीलिए जब हनुमानजी 
भगवान्‌ राम के यश का बखान करते है, तो श्री लक्ष्मणजी का क्रोध 
तुरन्त शान्त हो जाता है । वे यह भी नहीं कहते कि किस उदेश्य से आए 
है । गोस्वामीजी यर्हा पर एक बड़ा प्रतीकात्मक वाक्य लिखते टै 

करि विनती मन्दिर लै आए। 
चरन पखारि पलंग वैटाए।॥४१६८५ 
-हनुमानूजी विनती करकं लक्ष्मणजी को महल मेँ ले अते हं ओर 


५६ ^ लक्ष्मण चरित्र 


चरणों को धोकर उन्हें पर्लंग पर विठाते है । लक्ष्मणजी को पर्लेग पर बिठाना 
मानो उनकं चरित्र का सच्चा स्वरूप प्रकट कर देना है । लक्ष्मण ओर पर्लेग 
का भला क्या सम्बन्ध है? पर्लेग्‌ कोई वैठने की. जगह. तो है नहीं, वह 
सोने की जगह है। फिर, लक्ष्षणजी तो पर्लग छोड़कर, वैभव ओर भोग 
का त्याग कर वन में आए हए हँ। यही नहीं, उन्होने न सोने का व्रत 
लिया हआ है। कल इसका संकेत आपके सामने रखा गया था । काल्‌ 
निरन्तर चैतन्य डे, वह नित्य जाग्रत्‌ है, वह कभी सोता नहीं । रावण ने 
अंगद से कटा था-जाकर राम से कह देना कि क्कुभकरन असं बन्धुं मम' 
(६,२७) मेरे कुम्भकर्ण जसा महान्‌ भाई है उसकं रहते मुहं क्या चिन्ता? 
यह समाचार सुनकर भगवान्‌ राम को हसी आ गई थी। प्रभु ने सोचा 


धा कि जब रावण कौ छः महीना सोनेवाले अपने उस भाई परं गर्वं हो 


क --- - सः क ~ माः == जा जो कभी 


सकता है, तो मुस्े अपने इस भाई पर कितना गर्व होना चाहिए ॥ 


सौता ही नहीं, जो निरन्तर चैतन्य है, जाग्रत्‌ है, हर क्षण सजग है । लक्ष्मणजीं 
एसे भाई, जो भगवान्‌ राम कं सो जाने पर भी निरन्तर प्रबुद्ध मुद्रा में 
वैठे रहते टै- “जागन लगे वैठि वीरासनः (२८६८२) । एसे लक्ष्मणजी को 
यदि विदाना ® त व न वा विटाना ही था, तौ मृगचर्म पर विठाते, बाघाम्बर डाल देते या कुः 
का आसन विष्ठा देते । पर पर्लेग पर बैठाने का क्या अर्थ? हनुमानूजी कु 
बात तो वाणी से कहते टै ओर कुछ संकेत से। यदि लक्ष्मणजी पूष देते 
कि यह भी कोई वैटने की जगह है, तो हनुमानजी उत्तर मानो देते-महाराज! 
य्ह पर तो सब सोने ही सोने की जगह टै। यदि यहा सोने वाले जीव 
न होते, तो क्या भगवान्‌ के कार्य को भुला देते? यहां तो पर्लंग विष्ठा 
ही रहता है। ओर प्रत्येक जीव सो रहा है। जो लोग जगते दिख रहे है 
वे भी वस्तुतः किसी मोहमयी निद्रा मेँ, अपनी कल्पना मेसो दही रहे है 
(त मोह निसा सवु सोवनिहारा । 
देखिअ सपन अनेक प्रकारा॥२८६२८२ 

तो महाराज! एसे सोये हृए लोगों के पास आपके योग्य आसन भला 
करटा से हो सकता टै? अगर आसन होता, तो एेसी भूल ही क्यों होती? 
आपको कष्ट करके यहा तक क्यों आना पडता? सोते हुओं को जगाने 
के लिए ही आप कष्ट उठाकर य्ह तक आए हैँ। सच ही तो है-काल्‌ 
चैतन्य करता है, जगाता हे। पर यदि लक्ष्मणजी ने पुनः पष्ठा होता कि 









लक्ष्मण चरत्रि ^ ५७ 


यह सब तो भाई! ठीक है, पर तुमने मुञ्चे पर्लंग पर क्यो विटा दिया? 
तो इसके उत्तर में हनुमानजी ने कहा होता- महाराज! इसलिए विठाया कि 
जीव की नींद टूट जाए। बड़ी गहरी नींद आ रही है ओर हम सोने के 
लिए कमरे मेँ गए। देखा कि कोने मेँ एक सोप है। क्या नीद आएगी? 
सारी नीद कार हो जाएगी ओर कोने की बात छोडिए, कोई यदि पलंग 
पर संपि देख ले, तो क्या दशा हो? फिर जब पर्लँग पर हजार सिरवाला 
संपि वेठा हो, तो क्या कोई सोने की कल्पना भी कर सकता है? हनुमानृजी 
का तात्पर्य यह है कि जब तक जीव काल कं सत्य को भूले हए है जव 
तक भले वह सोया रह, पर काल के स्वरूप को पहचानने के बाद वह 
कभी सो नहीं सकता। वह अपने घमण्ड के कारण ही काल को अनदेखा 
कर देता है। गोस्वामीजी लिखते है- 

लघु जीवन संबु पंच _दसा । 
छ कलपात न नास गुमानु असा॥७/१०१८४ 
8 ( "मनुष्य का दसपच वर्ष का थोड़ा-सा जीवन है, परन्तु घमण्ड एसा 
है, मानो कल्पान्त होने पर भी उसका नाश नहीं होगा ।'. ईश्वर के दवारा 
प्रित काल जीव को ज्कह्लोरता है, उसके घमण्ड पर प्रहार करता है, उसे 
चैतन्य करता है ओर ईश्वर की ओर ले जाता है। हम देखते हैँ कि 
लक्ष्मणजी सुग्रीव को लेकर भगवान्‌ राम के पास आते हैँ ओर फिर से 
मैत्री का सूत्र बाध देते है । उसके पश्चात्‌ सुग्रीव के जीवन में प्रमाद ओर 
आलस्य का कोडई प्रसंग नहीं आता । तो, लक््षणजी अपनी कटोर भूमिका 
के द्वारा, काल के दारा जीव को चैतन्य करके, प्रभु की ओर ले जाते 
है । यह काल कभी क्रूरता से, तो कभी कटोरता से, व्यक्ति को क्र 
कर जीवन कं सत्य का साक्षात्कार करा देता है। जब व्यक्ति एक बार 
काल को सही अर्थ में पहचान लेता है, तो उससे डरता नहीं, बल्कि उसे 
प्रभु के मंगलमय संकेत के रूप में ग्रहण करता है। हम ईश्वर को आज 
भले ही न देख सकते हों पर काल तो दिखाई पड़ ही रहा है । जीवन 
मेँ सतत घटने वाले परिवर्तन को भला कौन नहीं देख पाता? काल को 
देखते हए भी जव व्यक्ति उन्मत्त होकर उसकी अवहेलना करता दै, विस्मृति 
करता है, तो प्रभु लक्ष्मणजी को प्रेरित करते हैँ। यही लक्ष्षणजी की 
भूमिका है। 


५८ ^ लक्ष्मण चरति 


॥ 


\एक प्रसंग आता हे । भगवान्‌ राम समुद्र के किनारे अनशन कर रटे 
हे। रोवण उनकी सेना का भेद लेने गुप्तचर भेजता है । रावण कं यहा 
तो बडा कड़ा प्रबन्ध है। एक मच्छर भी उसकी आज्ञा कं विना लका मे 
नदीं पैठ सकता । हनुमानूजी मच्छर जैसा छोटा रूप बनाकर लंका कं भीतर 


| घुसने की चेष्टा करते है, तो पकड़े जाते है । पर भगवान्‌ राम की सेना 


स वैसा कोई कड़ा प्रबन्ध नहीं दिखता। रावण कं दो गुप्तचर आए ओर 
कई दिनं तक श्री राम की सेना मे बने रहे । ऊपर से एसा अवश्य लगता 
हे कि श्री राम का प्रबन्ध शिथिल है ओर रावण का सुदृढ । पर आन्तरिक 
तात्पर्य यह है कि रावण डरता है कि उसका कोई भेद न ले जाए, जवकि 
भगवान्‌ राम चाहते है कि कोई भेद लेने वाला आए तो! जिसमें कमी 
होती है, वह भेद खुलने के नाम से डरता है, पर जिसमें कमी नहीं होती, 
उसे भला किसका डर? वह तो चाहता ही है कि आकर कोई भेद ले । 
परिणाम यह हुजा कि रावण के जो गुप्तचर श्री राम का भेद लेने आए 
थे, वे करई दिनों तक श्री राम के पास बने रहे । भगवान्‌ के सान्निध्य के 
प्रभाव से उनका कपट ष्टूट गया ओर वे श्री राम से रावण की तुलना 
करने लगे- 
प्रगट बखान्हिं राम सुभाऊ । 
अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ॥५८५१८१ 
पास के बन्दों ने उनकी आपस की बातचीत सुन ली ओर वे समञ्ञ गए 
कि ये रावण के गुप्तचर है । वे दोनों को बोधकर सुग्रीव कं पास ले गए । 
सुग्रीव ने आज्ञा दी-अंग भंग करि पठबहु निसिचर (५८५ १८३)-इन राक्षसों 
के नाक-कान काटकर्‌ भेज दो। 
जीव का स्वभाव बड़ा विचित्र है। वह अपने लिए तौ कृपा चाहता 
है, पर दूसरे कं लिए न्याय । सुग्रीव अपना अपराध भूल गए-विसर गए 
कि उन्होने भी त्रटि की थी, पर प्रभु ने अपनी कृपा से न्ह क्षमा प्रदान 
कर दिया था। वे इन गुप्तचरं को दण्ड देने की आज्ञा देते हँ ओर कहते 
हे कि जब तक प्रभु अनशन में वैठे हए रै, उस वीच इनं दण्ड देने का 
कार्य सम्पन्न कर लो; क्योकि सुग्रीव कोडर टै कि यदि प्रभु आ गए 
तो वे इतने उदार है कि इन राक्षसो को छोडने की ही आज्ञा दे देगे। 
सुग्रीव नीति का आश्रय लेते हैँ ओर कहते हँ कि नीति मं शतु के गुप्तचरयों 


लक्ष्मण चरित्र ^ ५६ 


को छोड़ने की भला कर्हौँ वात है? उन्हे क्षमा भला कैसे दी जा सकती 
है? इधर गुप्तचर श्री राम की दोहाई देते हए छोड दिए जाने की प्रार्थना 


करते हं । वे कहते है- "जव तक हम सचमुच कपटी थे, छदयवेश मे आप 
लोगों कं वीच घुसे हए थे, तब तक तो आप ह्म नहीं पकड पाए, ओर 





ज म 


अब जव श्री राम के स्वभाव के दवारा हममे परिवर्तन आ गया, हमने 
अपना कपट छोड़ दिया, तो आप हमे दण्ड दे रहे है । यह तो आप बड़ा 
अन्याय कर रहे टै ॥ वे दीन होकर पुकारते है-दीन पुकारत तदपि न 
त्यागे (५८८५१८५) । फिर भी बन्दर उन्हे नहीं छोड़ते । लक्ष्मणजी दूर से यह 
दृश्य देख रहे थे। उन्होने बन्दर से कहा-उन राक्षसां को मेरे पास ले 
आजो । सुग्रीव प्रसन हए, सोचा-लक्ष्मणजी तो बड़े कठोर है मैने तो 
केवल इनके नाक-कान काटने की ही बात कही है, शायद ते उन सीधा 
प्राण-दण्ड दे दें । पर उन्हें यह देख बड़ा आश्चर्य हआ कि लक्ष्मणजी ने 
दोनो कौ डा दिया- 

~ सुनि लछिमन सब निकट बोलापए। 

दया लागि हंसि तुरत छोड़ाए॥५८५१८७ 

फिर लक्ष्षणजी ने राक्षसं को एक पत्र दिया ओर कहा - .रावन कर 
दीनहु यह पाती" (५८५१८८)-रावण के हाथ मे यह चि्ी दे देना । यह 
रावण के नाम काल का सन्देशा था। जो रावण अपने को काल का 
विजेता, काल का स्वामी मानता है, आज काल उसके पास अपनी पाती 
भेज रहा है ओर कह रहा है- 

बातन्ह मनहि रिञाइ सठ जनि घालसि कुल खीस । 
राम विरोध न उवरि सरन विष्नु अज ईस॥५८५६(क) 
को तजि मान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग । 
होहि कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग।५८/९.६ (ख) 

-अरे मूर्ख! केवल बातों से ही मन को रिञ्चाकर अपने कुल को 
नष्टश्रष्ट न कर। श्री राम से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा ओर मेश 
की शरण मे जाने पर भी नहीं वचेगा। या तो अभिमान छोडकर अपने 
छोटे भाई विभीषण की भोति प्रभु के चरणकमलं का भ्रमर बन जा, अथवा 
रे दुष्ट! श्रीराम की बाणरूपी अग्नि मेँ परिवार सहित पततिगा हो जा। 

यहो काल का सन्देश है। काल हमारे नाम की अपनी पाती भेजता 


६० ^ लक्ष्मण चस्ति 


हे, पर हम उसे पहचान नहीं पाते । रावण भी काल के सन्देश की उपेक्षा 
करता है ओर विनाश को प्राप्त होता है । इधर जव भगवान्‌ राम अनशन 
समाप्त कर लौटे तो उन्हें सारी घटना का पता चला। उन्होने क 
लक्ष्मणजी को हदय से लगा लिया ओर कदा, "लक्ष्मण! जज तुम प 

न~ ~ । तुम कहने को गेरता का स्वग करते हो, पर मेरे न रहने पर 
वहो करते हो जो मै करता । इसका तात्पर्य यह है कि भगवान्‌ राम जिस 
सिद्धान्त के पक्षधर है श्री लक्ष्मण भी उसी के पक्षधर टै । अन्यथा वे 
चाहते तो रावण के गुप्तचरं को दण्ड दे सकते थे, पर वे तो जीव का 
ईश्वर के समीप पर्हैवाना चाहते है, उससे दूर करना नीं । यही उनकी 
भूमिका है, फिर इसके लिए चाहे उन्हें कठोर होकर जीव कं हदय में भय 
की सृष्टि करनी पडे अथवा सहृदय होकर प्रीति की । 





॥ बोलिए सियावर रामचन्द्र की जय ॥ 


लक्ष्मण चरित्र ^ ६१ 


॥ श्रीरामः शरणं मम। 


तृतीय व्याख्यान 


00000000 00000000 66060000 6)6 


भगवान्‌ श्री राम की लीला में लक्ष्मणजी की जो भूमिका है, उस पर हम 
आज विचार करेगे। श्री राम के साथ श्री लक्ष्मण की आवश्यकता को 
सवसे पहले जिस महापुरुष ने समज्ञा, वह है, महर्षि विश्वामित्र । बाल्यावस्था 
की लीला कं वाद जब श्री राम की लीला का मुख्य कार्य प्रारम्भ होता 
हे, तो उसमें मुख्य सूत्रधार महर्षि विश्वामित्र वनते है । वे जब महाराज 
श्री दशरथ कं पास आते ह, तो उनसे श्री राम की मागि करते हुए महर्षि 
कहते है- | 
“अनुज समेत देहु रघुनाथा ।*१८२०६८१० 
वे अकंले श्री राम को नहीं चाहते, चारों भाइयों को भी नहीं चाहते, 
वे तो वस लक्ष्मणजी की मग श्री राम के साथ करते हैँ । ओर यही वह सूत्र 
है जो श्री लक्ष्षणजी की भूमिका को समञ्ने के लिए आवश्यक है। 
भगवान्‌ श्री राम ने दो महापुरुषों से शिक्षा प्राप्त की-एक हैं गुरु 
वसिष्ठ ओर दूसरे हैँ विश्वामित्र । दोनों महर्षयो मेँ अन्तर यह है कि श्री 
विश्वामित्र ने श्री लक्ष्मण की उपयोगिता को टीक-टीक जाना था। गोस्वामी 
तुलसीदासजी ने लक्ष्मणजी की तुलना सोन नदी से की है। मानस' के 
प्रारम्भ में वे नदियों का रूपक प्रस्तुत करते हए कहते हैँ- 
रामभगति सुरसरितहि जाई । 
मिली सुकीरति सरजु सुहाई॥ 
सानुज राम समर जसु पावन । 
मिलेउ महानदु सोन सुहावन॥१८३६८१-२ 
- सुन्दर कीर्तिरूपी सुहावनी सरयूजी रामभक्तिरूपी गंगाजी मेँ जा 


६२ ^ लक्ष्मण चरसि 


मिलीं। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामजी के युद्ध का पवित्र यशरूपी 

सुहावना महानद सोन उसमे आ मिला / यह बड़ा विचित्र रूपक हे । 

गौस्वामीजी इस रूपक के दवारा विश्वामित्र ओर वसिष्ठ का अन्तर हमारे 

समक्ष रखना चाहते है । 

हम वसिष्ठ ओर विश्वामित्र की तुलना हिमालय ओर विन्ध्य से कर 

सकते ह । वसिष्ठ दिमालय के समान है, जरह से गंगा निकलती है ओर 

विश्वामित्र विन्ध्यपर्वत के समान है, जलँ से सोन का प्रादुर्भाव होता है। 

हिमालय ओर विन्ध्याचल दो प्रवृत्तियों कं संकेत दै । आपने विन्ध्याचल 

की प्रसिद्ध कथा सुनी होगी । विन्ध्याचल बड़ा महत्वाकांक्षी है। हिमालय _ 
मे सत्वगुण की प्रधानता है, पर विन्ध्याचल में सत्त्वगुण कं साध रजोगुण 

की प्रवृत्ति समाहित है। आप विचार करने पर वसिष्ठ ओर विश्वामित्र इन 
दो महापुरुषों मे यही अन्तर पार्णँगे । वसिष्ठ में सत्त्वगुण की प्रधानता है, 

जबकि विश्वामित्र के जीवन में सत्त्वगुण कं साथ रजोगुण भी ह । प्रश्न 
उठता है कि समाज के सुधार के लिए सत्वगुण की आवश्यकता है, 

अथवा रजोगुण की? गोस्वामीजी इसके उत्तर मे एक बड़ा ही मनोवज्ञानिक 
दार्शनिक स्वरूप प्रस्तुत करते है । वे कहते हैँ कि जहौ व्यक्ति कं जीवन 
मँ स्वयं के निर्माण का, शन्ति का पर्न ह, वरहा तो सत्वगुण की आवश्यकता 
है, पर जर व्यक्ति को समाज के लिए संघर्ष करना हो, समाज का 
निर्माण करना हो, वँ अकेला सत्वगुण कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ 
रजोगुण का भी होना आवश्यक है । यदि सत्त्वगुण के साथ रजोगुण की 
प्रवृत्ति न हो तो संसार कं संघर्षो का सामना नहीं किया जा सकता । 

सत्तवगुणी व्यक्ति स्वभावतः विचार प्रधान होता है ओर रजोगुणी व्यक्ति 
क्रिया प्रधान । सत््वगुणी व्यक्ति अपने आप मे डूबा हुआ निश्चिन्त रहता 
है, उसे गड इंट से कोई सरोकार नहीं होता । पर जव हमें संसार में 
रहना है, तब संघर्षो को अस्वीकार कैसे कर सकते है? यह संघर्षं की 
वृत्ति रजोगुण की देन है, सत्त्वगुण की नहीं । अतएव भगवान्‌ राम को 
विश्व के संघर्षमय रंगमंच पर लाने वाले विश्वामित्र ही हो सकते है, 
वसिष्ठ नहीं । वसिष्ठ भले ही भगवान्‌ राम को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा 
दे सकते हो, पर श्री राम को लोक-रंगमंच पर लाकर संसार के समक्ष 
उनका परिचय देने का कार्य तो विश्वामित्र ही कर सकते है । वसिष्ठ को 





लक्ष्मण चरित्र ^ ६३ 


रावण दारा किए जा रहे अत्याचार की चिन्ता नहीं, वे तो अपने आनन्द 
मे, अपने त्याग ओर तपस्या मेँ डूबे हए हैँ । वे सोचते हैँ कि अयोध्या 
मे तो रावण का प्रवेश है नही, अतः सत्त्वगुण मनि को इस सम्बन्ध मेँ 
अधिक विचार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । इसीलिए उनकी 
तुलना हिमालय से की गई हे, जो बर्फ से ठका हुआ है अर्थात्‌ जो शुद्ध 
सत्त्व का प्रतीक टै। पर विश्वामित्र बडे महत्वाकांक्षी हैँ, अतएव उनकी 
विन्ध्याचल से तुलना बिल्कुल टीक हे। 

विन्ध्याचल की वह कथा प्रसिद्ध है। उसने सूर्य से कहा कि तुम 
मेरी परिक्रमा करो । जव पूर्य ने अस्वीकार कर दिया तो विन्ध्याचल ने 
चेतावनी दी कि यदि तुम मेरी परिक्रमा नहीं करोगे तो मै इतना ऊपर 
उदटूगा कि तुम्हारा प्रकाश अवरुद्ध हो जाएगा । यह बड़ी सांकेतिक गाथा 
है । यही महत््वाका॑क्षा आप विश्वामित्र के जीवन में पारगे । जैसे विन्ध्य 
ऊपर उठने की चेष्टा करता है, वैसे ही विश्वामित्र भी क्षत्रिय से ब्राह्मण 
बनने की चेष्टा करते हैं । उनमें होड की भावना पैदा होती है कि यदि 
वसिष्ठ ब्रह्मर्षिं होने के नाते जगत्पूज्य है, तो मै भी अपनी त्याग-तपस्या 
ओर साधना के दारा ऊपर उठ सकता हू ओर सचमुच, एक दिनि वे 
अपनी तपस्या के बल पर प्रचलित परम्परा को परिवर्तित करते हए क्षत्रिय 
से ब्राह्मण बनकर उसी जन्म मेँ ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त कर लेते हैँ । यह 
जो रजोगुणी की महतत्वाकांक्षा है, उसे सही दिशा कब मिलती है? यदि 
व्यक्ति केवल अपने लिए संघर्ष करेगा, तव तो उसकी महनत्त्वाकाक्षा केवल 
संघर्षं की सृष्टि करेगी ओर समाज के निर्माण मेँ उसकी कोई भूमिका 
नहीं रहेगी, पर यदि वह महत्त्वाकांक्षा आत्मनिर्माण के साथ-साथ लोक 
कल्याण की दिशा मेँ भी उन्मुख हो सके, तो इसमे कोई सन्देह नहीं कि 
रजोगुणी प्रवृत्ति का सदुपयोग हो सकता है । एेसी दशा मेँ सत््वगुणी की 
अपेक्षा जिसमें सत्त्व ओर रज का मिश्रण हो एसा व्यक्ति अधिक काम 
का हो सकता है। हम पटृते है कि विन्ध्याचल ऊपर उठता रहा । देवता 
ओर मुनि भयभीत हो गए । उन्होने अगस्त्य से प्रार्थना की कि महाराज! 
आप किसी प्रकार विन्ध्याचल को रोकिये। विन्ध्याचल अगर रजोगुणी 
होता, तो वह किसी की वात नहीं मानता, पर उसमें सत्त्वगुण ओर रजोगुण 
दोनों का मिश्रण है । इसीलिए जब अगस्त्य सामने आते हैँ, तो वह साष्टांग 


६४ ^ लक्ष्मण चस्ति 


प्रणाम करता है। यह उसकी सत्त्वगुणी प्रवृत्ति का द्योतक है । वह बट्ना 
तो चाहता है, उसमें अहंकार तो है, पर महापुरुषों के समक्ष उसका वह 
अहंकार प्रकट नहीं होता । सन्तो के सामने अपने अहकार को वह दवाकर 
रखता है । हम समाज में चाहे जितने बडे क्यों न हों, पर यदि हममे 
सत्त्वगुण है, तो सन्तो के सामने हम इ्ुकेगे ही । सत्त्व की प्रवृत्ति मनुष्य 
को ज्मुकाती है । तो विन्ध्याचल ने महर्षिं अगस्त्य को प्रणाम करकं पूषछठा-मेरे 
लिए क्या आज्ञा है? महर्षिं ने कहा-तुम इसी प्रकार तव तक पड़े रही 
जब तक कि मै लौटकर न आजं । ओर कहा जाता है कि महर्षिं अगस्त्य 
दक्षिण भारत मेँ जाकर बस गए, व्हा से लौटे ही नहीं ओर तब से 
विन्ध्याचल पडा ही रहा । यह बड़ी सार्थक वात है, विन्ध्याचल एवं अहंकार 
की। लोकैषण की तीत्र प्रवृत्ति से परिचालित होकर वह ऊपर उठ रहा 
था ओर उसका लक्ष्य था सूर्य के प्रकाश को रोक देना । रजोगुणी व्यक्ति 
यही चेष्टा करता है कि सूर्य मेरे चारों ओर चक्कर काटे, प्रकाश मेरे 
इर्द-गिर्द चले, जितनी चमक मेरे चेहरे के आस-पास हो उतनी ओर किसी 
के पास न आ पाए। ओर यदि उसके चेहरे कं आस-पास प्रकाश न होगा, 
तो वह दूसरों को भी प्रकाश से वंचित करने की चेष्टा करेगा। एसी ही 
विन्ध्याचल की भी इच्छा है, पर उसमे जो सत्वमयी प्रवृत्ति है वही उसे 
सन्त के समक्ष इ्मकने के लिए प्रेरित करती है ओर सचमुच उसकी सत््वगुणी 
परवृत्ति रजोगुणी प्रवृत्ति पर क्जियी हो गई, क्योकि अगस्त्य नहीं लौटे ओर 
विन्ध्याचल पड़ा ही रहा । लोगों ने उससे कहा, विन्ध्याचल ! कब तक पड़ 
रहोगे? सन्त तो तुम्हें बहाना बनाकर, ज्ुकाकर चला गया, अब वह लौटकर 
नहीं आएगा । पर विन्ध्याचल ने कहा-र्मैने सन्त को वचन दिया है, मेँ 
प्रतीक्षा करूंगा । 

"रामचरितमानस" में संकेत आता है कि जब भगवान्‌ राम अयोध्या 
छोडकर चले, तो वे दक्षिण में विन्ध्याचल की ओर जाते हैँ । वे तो हिमालय 
की ओर भी जा सकते थे। पर वे बड़े पर्वत की तुलना में छोटे पर्वत 
का चुनाव करते है । वे अपने निवास स्थान के लिए चित्रकूट को चुनते 
है । चित्रकूट विन्ध्याचल का ही एक शिखर है । जब विन्ध्याचल ने भगवान्‌ 
राम को अपनी ओर आते देखा, तो उसे बड़ी प्रसन्नता हई । गोस्वामीजी 
लिखते है- 


लक्ष्पण चरित्र ^“ ६५ 


बिधि मुदित मन सुखु न समाई । 
श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई॥२८१२७८२ 
उसने सोचा कि मँ तो चाहता था कि सूर्य मेरी परिक्रमा करे, पर 
अव जब कोटि-कोटि सूर्यो का केन्द्र ईश्वर ही मेरी परिक्रमा करेगा, तब 
मुञ्जसे बट़कर सौभाग्यशाली ओर कौन होगा! सन्त के सामने ज्मुककर मैने 
खोया नहीं, बल्कि पाया ही पाया टै। जब श्री राम आए ओर उन्होने 
कामदगिरि, चित्रकूट आदि की परिक्रमा की, तो विन्ध्य को. एसा लगा कि 
आज मेरे जीवन की सार्थकता हो गई । तात्पर्य यह है कि जब रजोगुणी 
प्रवृत्ति सत्त्वगुणी प्रवृत्ति से मिलाकर सन्त कं समक्ष नत होती है, तब अन्त 
मे सही दिशा प्राप्त करती है ओर ईश्वर की प्राप्ति कर धन्यता का 
अनुभव करती है । तो, भले ही वैयक्तिक निर्माण के लिए सत्त्वगुण प्रवृत्ति 








नद का जो रूपक दिया, उसका विशेष कारण है । वे एक बड़ी काव्यमयी 
कल्पना करते हँ । यदि आप सोन के जल को देखें, तो उसका रंग कुष्ठ 
लाल दिखेगा, ओर वह गंगा के जल में आकर एकाकार हो जाता है। 
युद्ध में तो रक्त ही बहता है। तो, लहू का रंग लाल ओर सोन नद का 
जल लाल। इसीलिए जब युद्ध की तुलना देनी पड़ी, तो उन्होने सोन की 
कल्पना की । उन्होने उक्त चौपाई के माध्यम से संकेत दिया कि लक्ष्मणजी 
की भूमिका युद्ध की है ओर विश्वामित्र पहले प्रेरक व्यक्ति है, जो श्री 
राम को युद्ध की दिशा में ले जाते है । वसिष्ठजी के आश्रम में रहकर 
भगवान्‌ राम ने शस्त्र ओर शास्त्र दोनों की शिक्षा प्राप्त तो की, पर शस्त्र 
के उपयोग की प्रेरणा तो महर्षिं विश्वामित्र ही देते ह, जिनके अन्तःकरण 
मेँ सत्वगुण के साथ रजोगुण का मिश्रण है ओर जो क्षत्रिय से ब्राह्मण 
बनते है। 

प्रश्न उठता है कि क्या क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने से विश्वामित्र की 
समस्या का समाधान हो गया? उत्तर मेँ कहा जा सकता है कि एक सीमा 
तक तो समाधान हआ, पर उसके बाद उसमें भी उन्हं कमी का ज्ञान 
हुआ । उन्होने वसिष्ठ के साथ युद्ध करके शस्त्र की व्यर्थता का अनुभव 
किया। जब उन्होने वसिष्ठ पर शस्त्रो का प्रयोग किया, तो वसिष्ठ कं 


६६ ^ लक्ष्मण चरित्र 





= क- 


ब्राह्मतेज कं सामने उसके शस्त्र प्रभावशाली सिद्ध नहीं हए । इससे उन्होने 
निष्कर्ष निकाल लिया कि क्षात्रतेज व्यर्थ है ओर ब्राह्मतेज ही सव कुष्ठ 
है, “धिक्‌ बलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजो बलं बलम्‌" । ओर वे निर्णय करते है 
कि शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, अहिंसा की आवश्यकता है-रजोगुण 
की आवश्यकता नहीं है, सत्त्वगुण की आवश्यकता है; इसलिए मनुष्य को 
चाद्िए कि वह हिंसा कं स्थान पर अहिंसा का वरण करे । पर क्या अहिंसा 
से, सत्त्वगुण की वृत्ति से, ब्राह्मणत्व के अगीकार से विश्वामित्र की समस्या 
मिटी? नहीं मिटी। वे तप करके ब्राह्मण तो बन गए, पर जब वे यज्ञ 
करते हँ, तो राक्षस आकर विघ्न डालते टै, यज्ञ का ध्वंस कर डालते है। 
विश्वामित्र ने तो शस्त्र का त्याग कर दिया है, वे शस्त्र उरा्णँ कैसे? ओर 
तब उन्हे लगता है कि अहिंसा मेँ शक्ति नहीं जो कि हिंसा को रोक सके। 
वे जीवन मेँ सत्त्वगुण कं साथ रजोगुण की आवश्यकता का अनुभव करते 
है । ओर सत्य तो यह है कि रजोगुण के साथ तमोगुण की भी आवश्यकता 
हे पर यह सावधानी रहे कि तीनों का उचित मात्रा मेँ मिश्रण हो । तीनों 
मे किसी एक के अभाव से जीवन की गाड़ी चल नहीं सकती। यदि 
रजोगुण न हो, तो हम कर्म कैसे करेगे? तमोगुण न हो, तो रात मेँ हम 
सो कैसे पार्णेगे ? ओर यदि हमारे जीवन में सत्वगुण न हो, तो कार्य-कारण 
की परम्परा का विचार करते हुए हम ईश्वर की ओर बढ़ कैसे पार्णेगे? 
रात को नीद हमें तमोगुण की कृपा से आती है। दो प्रकार के लोगों को 
कम नीद आती टहै। एक तोवेरहै जो ईश्वर या दर्शन का बहुत विचार 
करते ह ओर दूसरे वे हैँ जो सोते हृए भी कर्म का चिन्तन करते रहते 
ह। तो, तमोगुण की भी जीवन में उपेक्षा है, पर आवश्यक यह है कि 
उचित समय में उचित वस्तु आए-प्रातःकाल पूजा के समय सत्वगुण 
आए, कर्म करते समय रजोगुण आए ओर पर्लग मेँ तमोगुण । पर यदि 
कथा में तमोगुण आ जाय, कथा सुनते समय नींद आने लगे, या रास्ता 
चलते दर्शन का चिन्तन होने लगे, अपने कार्यालय मेँ काम करते समय 
ईश्वर का विवेचन चलने लगे, तब न तो कथा सुनने का महत्त्व रह जाता 
है, न कर्म करने का। कथा-श्रवण ओर कर्म दोनों चौपट हो जाते हँ । यदि 
ईश्वर का ध्यान करते समय कहीं नींद घेर ले, या कर्म का चिन्तन चलने 
लगे कि आज क्या-क्या करना है तो एेसा तमोगुण या रजोगुण जीवन 


लक्ष्मण चरसि ^ ६७ 


मेँ हानि की ही तो सृष्टि करेगा। इसलिए प्रत्येक गुण को समय से आने 
की आवश्यकता है। 

तो, विश्वामित्र ब्राह्मण बनकर भी अपनी समस्या का समाधान नहीं 
कर पाते। वे राक्षसो से अपने यज्ञ की रक्षा नहीं कर पाते। उन्हं लगता 
हे कि हिसा ओर अहिंसा के संघर्ष मेँ हिंसा विजयी होती है । एसा क्यों ? 
इसका कारण यह है कि अहिंसा को तो अपनी विजय के लिए पूर्णता 
की आवश्यकता है, जबकि हिंसा को अपनी विजय के लिए पूर्णता को 
आवश्यकता नहीं है। ओर अहिंसा की पूर्णता बहुत कठिन है, जबकि 
हिसा की पूर्णता बहुत सरल । जैसे धी की शुद्धि के लिए उसमें एक कण 
भी मिलावट नहीं चाहिए । यदि एक तोला भी मिलावटी धी सौ किलो 
शद्ध धी मे मिला दिया जाए, तो यह सारा शुद्ध धी मिलावटी ही हो 
जाएगा । यह शुद्ध धी की बाध्यता है, पर मिलावटी धी के लिए एेसी कोई 
बाध्यता नहीं । इसीलिए अहिंसा की पूर्णता अत्यन्त कठिनाई से सधती है । 
ओर यदि अहिंसा में हिंसा की तनिक भी मिलावट रही, तो दोनों की 
टकराहट मेँ हिंसा विजयी हो जाती है । विश्वामित्र के सामने शास्त्र-बल 
भी था ओर शस््र-बल भी, अहिंसा की भी शक्ति थी ओर हिंसा की भी । 
उनके मन में प्रश्न उठता है किं राजा रहना ठीक है या ब्राह्मण होना। 
रावण इस समस्या का उत्तर अपने ठंग से देता है-वह राजा भी था ओर 
ब्राह्मण भी, पर वह ब्राह्मतेज ओर शस्त्रतेज दोनों का दुरुपयोग करता हे। 
वह अपार विदान्‌ है, वह तपस्या करता है, तपस्या के दारा शक्ति प्राप्त 
करता है। ओर उसके साथ शस्त्रो की शक्ति का दुरुपयोग भी करता हे । 
तब विश्वामित्र को लगता है किं रावण के रूप में सत्त्वगुण ओर रजोगुण 
दोनों का दुरुपयोग करने वाली जिस नई दृष््रवृत्ति का जन्म हुआ है, 
उसका उत्तर देने की शक्ति मेरे पास नहीं है, क्योकि मैने शस्त्र का 
परित्याग कर शास्त्र ग्रहण कर लिया है। ओर यदि रावण को परास्त 
करना है, तब तो पुनः शस्त्र ग्रहण करना पड़ेगा, फलस्वरूप सत्वगुण पर 
रजोगुण की विजय हो जाएगी । यह सोचकर विश्वामित्र को दुःख होता 
डे कि क्यों मैने, ब्राह्मणत्व स्वीकार कर लिया। वे मानो अब पश्चात्ताप 
करते है कि ईश्वर की इच्छा के अनुरूप मैने कार्य न कर बड़ी भूल की 
हे । ईश्वर भी विचित्र खेल खेलता है! विश्वामित्र ब्राह्मणत्व को क्षत्रियत्व 


६ ^ लक्ष्मण चस्ति 


से श्रेष्ठ मानकर अपना क्षत्रियत्व त्याग देते हँ ओर ब्राह्मण बन जाते है । 

पर जिस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए वे क्षत्रिय से ब्राह्मण बनते है, वह जब 

सगुण रूप धारण करता है, तब किसके यँ जन्म लेता है ?-राजा दशरथ 

के यरा, एक क्षत्रिय के यहाँ । ओर जिसे मारने के लिए निर्गण-निराकार 

ब्रह्म सगुण-साकार होता है, वह कर्हा पैदा होता है? एक ब्राह्मण के यँ! 

“उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती (६८१६८२३) । तो कोन त्रष्ठ-त्राह्मण या 

क्षत्रिय? मारने वाला या मारा जाने वाला? यही ईश्वर का खेल है। 

इसीलिए विश्वामित्र को लगा कि- 
गाधितनय मन चिता व्यापी । 
हरि बिनु मरहिं न निसिचर पापी॥१८२०५८५ 

-ये पापी राक्षस भगवान्‌ के मारे बिना नहीं मरेगे। ओर तब वे 

श्री राम को पाने की योजना बनाते हँ ओर उनके जीवन में सन्तुलन आ 

जाता है । जव वे क्षत्रिय थे, तब असन्तुलित थे ओर जब क्षत्रिय से ब्राह्मण 
बन गए, तब भी असन्तुलित रहे । पर अब जब उन्होने निश्चय कर लिया 
कि ईश्वर को पाना है, तो जीवन में सन्तुलन आ गया। वे नेत्र मँदकर 
सोचने लगे कि ईश्वर है करल ? उन्होने पाया कि अयोध्या कं राजमहल 
मे इसका अवतार हो गया है। अब विचार कीजिए! विश्वामित्र को कैसा 
लगा होगा, जब उन्होने देखा कि मैँ तो क्षत्रिय से ब्राह्मण बना ओर ईश्वर 
नै जन्म लेने के लिए क्षत्रिय का घर चुना! उन्हें लगा कि यदि इसकी 
कल्पना मुञ्चे होती, तो व्यर्थं ब्राह्मण बनने का प्रयास क्यों करता? विश्वामित्र 
नै जाति के आधार पर बड्प्पन पाने का प्रयास किया, पर ईश्वर ने क्षत्रिय 
कं यँ जन्म लेकर मानो बता दिया कि मुञ्चे पाने कं लिए जाति बदलना 
आवश्यक नहीं है । ओर तब ब्राह्मण वने हए विश्वामित्र क्षत्रिय के घर 
जाते है । पहले वे राज्य छोड़कर जंगल गए ओर अब उन्हे जंगल से पुनः 
राजा के पास जाना पड़ रहा है ओर केवल यही नहीं, उन्हे एेसे क्षत्रिय 
कं पास जाना पड़ रहा है, जिसके आचार्य वसिष्ठजी है । प्रभु बडे कौतुकी 
है। वे जानते है कि विश्वामित्र ओर वसिष्ठ इन दोनों महापुरुषों मे 
टकराहट हे। महापुरुषों के बीच संगठन के अभाव मेँ लंका के दुर्गुण 
समाज पर अत्याचार करते है, क्योकि ये दर्गण संगठित हैँ । इन दुर्गुण 
कं नाश के लिए महापुरुषों को जोड़ना अभीष्ट है । इसीलिए प्रभु विश्वामित्र 


लक्षण चरि ^ ६६ 


को महाराज दशरथ के य्ह लाकर वसिष्ठ जी से मिला देते है। 
भगवान्‌ राम ने दो गुरु बनाए-एक थे वसिष्ठ दूसरे थे विश्वामित्र । 
श्री राम दोनों की भूमिका जानते हैँ। वे दोनों को मिलाकर सिद्ध करना 
चाहते हैँ कि समाज के लिए दोनों की आवश्यकता है । बाल्यावस्था से 
अब तक उन्होने जो शिक्षा पाई है वह वसिष्ठ से प्राप्त की है। पर 
उस शिक्षा के उपयोग की आवश्यकता का अनुभव विश्वामित्र को होता 
हे। इसी के माध्यम से प्रभु विश्वामित्र को अपनी ओर खीचते है। वे 
मानो यह संकेत देते हैँ कि मुनि, अब आपको महत्त्वाकांक्षा का गलत 
मार्ग छोडकर मेरी ओर आना होगा, मुञ्ञे मगना होगा, वसिष्ठ से समञ्गौता 
करना होगा । होता भी यही है । विश्वामित्र आते हँ ओर महाराज दशरथ 
से दोनों भाडयों की ्मौगि करते है। उनका काम केवल श्री राम को 
मौगने से क्या नहीं बन सकता था? वे राजा से केवल श्री राम को 
मोग सकते थे? फिर लक्ष्मणजी को साथ में क्यों मँगते है? इसका उत्तर 
संकेतः के रूपमे पूर्वमेंदिया जा चुका है। लक्ष्मणजी में संघर्ष की 
जो तीव्र प्रवृत्ति है, उसकी चर्चा विरोधाभास के रूपमे कीजा चुकी 
है। भगवान्‌ राम मेँ संघर्ष की प्रवृत्ति का अभाव, वे बड़े सौम्यैः 
शान्त रँ, जबकि लक्ष्मणजी मेँ रजोगुण की, तीव्र संघर्ष की प्रवृत्ति विद्यमान 
है, जो आवेश के रूप में दिखाई देती टै। इस तथ्य को विश्वामित्र से 
अधिक कोई नहीं जानता था कि अकेले राम कुछ भी नहीं कर पार्णेगे 
जब तक कि लक्ष्मणजी उनके साथ न हों । लक््मणजी विश्वामित्र कं ही 
परिष्कृत रूप है । अन्तर इतना है कि विश्वामित्र का जो रजोगुण है, 
वह व्यक्तिगत महत््वाकांक्षा की पूर्तिं का साधन है, जबकि लक्ष्मणजी 
के जीवन मेँ दिखाई देने वाला तीव्र रजोगुण ओर अहंकार वस्तुतः अहंकार 
न होकर भगवान्‌ राम के कीर्तिध्वज के लिए दण्ड की तरह है, दण्ड 
यदि अकेला खडा रहे, तो अहंकार का प्रतीक है, पर जब वह ण्डे 
को उठाने के लिए खड़ा हो-अपने को उठाने के लिए नहीं, तब तो 
वह समर्पण काही प्रतीक टै। एेसी दशा में वह इण्डे का गौरव ही 
बट्ाता है, उसे चमकाता है । इसलिए चतुर विश्वामित्र यह अनुभव करते 
है कि श्री राम से अकेले काम नहीं बनेगा, उनके साथ प्रेरक के रूप 
मे भी श्री लक्ष्मण को ले जाना पड़ेगा। हमें विश्वामित्र के चुनाव की 


७० ^ लक्ष्मण चरित्र 


प्रशंसा करनी पडेमी । उन्होने श्री राम के साथ श्री भरत को नहीं मोगा। 
वैसे तो दोनों एक-जैसे दिखाई देते है, उन दोनों को मोग लेने से बद्र 
चुनाव रहता। ओर एसे प्रस्ताव वाद मेँ आए भी कि श्री राम ओर 
श्री भरत की जोड़ी अच्छी रहेगी । हम अयोध्या काण्ड मेँ पटृते ट कि 
कौसल्या अम्बा जनकजी के पास सुनयना के माध्यम से प्रस्ताव भेजती 
हे कि जब राम ने वन मेँ रहने का निश्चय कर लियाहै, तो रहे, पर 
साथ मेँ भरत को ले लँ ओर लक्ष्मण को लोटा दैँ। एेसा क्यो? कौसल्या 
अम्बा का कथन था कि 
गट सनेह भरत मन माहीं । 
रहं नीक मोहि लागत नार्ही॥।२८२ ८३८४ 

-भरत के मन में गूढ प्रेम टे। उनके घर रहने में मुञ्े भलाई नहीं 
जान पडती । संकोच के मारे वह भले ही कुठ न कटे, पर यदि राम ने 
लक्ष्मण को साथ लिया ओर उन्हें छोड़ दिया तो उन्हँ बड़ा दुःख होगा । 
जनकजी ने यह प्रस्ताव श्री राम के समक्ष रखा भी; यही नहीं भरत ने 
स्वयं यह प्रस्ताव श्री राम के सामने रखते हुए कहा-प्रभु ! यदि आप चाहं 
तो, मै साथ चला चलू ओर लक्ष्मणजी लौट जारण या यदि आप करटं तो 
हम तीनों भाई बन चले जार्णँ ओर आप सीताजी कं साथ अयोध्या लौट 
जाणे । पर भगवान्‌ राम नै भरत को साथ रखना स्वीकार नहीं किया । 
किन्तु इसके कारण श्री भरत की महानता में कोई अन्तर नहीं पड़ जाता । 
भरत को साथ न लेने का कारण भिन्न है। भगवान्‌ राम जानते हैँ कि 
भरत महान्‌ हो सकते टै, पर वे श्री राम के साथ रहकर उनके कार्य मे 
सहयायक नहीं हो सकते। इसका कारण यह है कि श्री राम ओर श्री भरत 
बिल्कुल एक जैसे दै । किसी नीतिकार ने लिखा है-समानशीलं व्यसनेषु 
सख्यम्‌ ।- "समान शील ओर व्यसन मेँ मित्रता होती है', पर मेरी दृष्ट 
मे यह वाक्य कोई बहत संगत नहीं । मेँ इसमें थोड़ा संशोधन करना 
चार्हूगा । समान व्यसन मेँ तो मित्रता हो सकती है, एक जैसी आदत के 
लोगों मे मित्रता हो सकती है, नशे के अभ्यासी एक साथ जुड़ सकते है 
पर समान शील वाले व्यक्तियों में मेत्री की सार्थकता नीं हो सकती । 
इन सन्दर्भ में गोस्वामीजी का “दोहावली रामायणः में कहा गया वह वाक्य 
उचित प्रतीत होता हे कि- 


लक्ष्मण चरित्र ^ ७१ 


के लघु, बड मीत भल 
सम सनेह दुख सोड। 
तुलसी ज्यो घृत, मधु सरिस 
मिले महाविष होड।३२३॥ 

-कभी बरावरी की मित्रता मत करो। जैसे घी ओर शहद समान 
मात्रा में मिला तो विष बन जाता हे। उसी प्रकार समानता की मित्रता 
दुःखदायी होती हे। 

गोस्वामीजी सचमुच मनोविज्ञान के महापण्डित थे । उनका यह स्पष्ट 
मतथाकिश्री राम ओर श्री भरत का साथ अधिक उपयोगी सिद्ध हो 
सकेगा श्री लक्ष्मण के साथ रहने से जो कार्य होगा, वह भरतजी के साथ 
रहने से नहीं होगा । इसका कारण यह है कि भरत की प्रवृत्ति में टीक 
उसी प्रकार का संकोच विद्यमान है, जो श्री राम की प्रवृत्ति में हे । इसीलिए 
गोस्वामीजी श्री राम कं साथी के रूपमे श्री लक्ष्मण का चुनाव करते हैँ 
श्री भरत का नहीं। लोगों को इस चुनाव पर आश्चर्य भी होता है, पर 
गोस्वामीजी का दृष्टिकोण पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। परशुराम ने भी श्री 
राम ओर श्री लक्ष्मण की जोड़ी को देख आश्चर्य प्रकट किया था ओर 
श्री राम से कह दिया धा- 

सहज टेट्‌ अनुहरइ न तोही १८२७६८८ 

-तुमने एेसा टट भाई अपने साथ कैसे रख लिया, जिसका न रंग 
तुमसे मिलता हे न रूप, न स्वभाव? एसा चुनाव कैसे कर लिया? परशुराम 
का तात्पर्य यह था कि र्मेने सुना है तुम्हारा एक भाई एसा है, जो रूप, 
रग, स्वभाव में तुम्हारे जैसा है। यदि तुम्हं बाहर निकलना था, तो एेसे 
समान गुण वाले भाई को साथ लेकर निकलते। संसार में लोगों को 
अलग-अलग स्वभाव के व्यक्तियों को साथ रहते देख आश्चर्य ही हआ 
करता हे। पर आपने कभी इसके कारण पर विचार किया? यदि एक 
संकोची व्यक्ति किसी मंहफट या स्पष्ट भाषी को पसन्द करने लगे तो 
लोग अचरज कर सकते हैँ, पर जो मनोविज्ञान का ज्ञान रखते है, उन्हें 
इस पर आश्चर्य नहीं होगा क्योकि वे एसी मित्रता का कारण समञ्जते 
है । संकोची व्यक्ति भी कभी-कभी मन में अनुभव करता है कि साफ-साफ 
कह दे, पर अपने स्वभाव से लाचार होने कं कारण वह कह नहीं पाता । 


७२ ^ लक्ष्मण चरित्र 


एेसी दशा में ्मुहफट साथी वड़ा काम आता हे। तात्पर्य यह है कि जो 
बात एक संकोची व्यक्ति चाहते हए भी नहीं कट पाता उसे उसका 
स्पष्टभाषी मित्र कहकर उसके काम को पूरा कर देता है। भगवान्‌ राम 
की भी यही समस्या है। धनुर्भग के प्रसंग में परशुराम श्री लक्ष्मण पर 
बिगड़ रहे हैँ ओर बार-बार फरसा चमका रहे हें । लक्ष्मणजी को हसी आ 
जाती है ओर उन्हें हेसते देख परशुराम क्रोध से भर जाते ह 
हंसत देखि नख सिख रिस व्यापी । 
राम तोर भ्राता बड़ पापी॥॥१८२७६६ 
वे कह उठते हराम तेरा भाई बडा पापी टहै। तो क्या अकेले 
लक््मणजीर्हेसरहेरहैट श्री राम भी तो हँसते हैमन मुसुका्हिं रामु सिर 
नापे (१८२८०८४), पर्‌, वे सिर ञ्जकाए मन ही मन हँसते हं । वे संकोच 
के कारण लक्ष्मण के समान उन्मुक्त होकर नहीं हंस पाते। यदि परशुराम 
श्री राम को भी र्हेसते देख पाते तो जाने, क्या होता! प्रभु को लगता है 
कि जो साहस मुञ्में नहीं, वह लक्ष्मण में है। ओर जिस समय परशुराम 
श्री राम पर भी बिगड़ खड़े होते, तो प्रभु मन में सोचते है 
गुनह लखन कर हम पर रोष । 
कतहु सुधाइह ते बड दोषू॥ 
टेट्‌ जानि सब बदडइ काहू । 
वक्र चद्रमहि ग्रसइ न राहू|॥१८२८०८५-६ 
-गुनाह तो लक्ष्मण का ओर क्रोध मुञ्ज पर करते हें। कहीं-कहीं 
सीधेपन में बड़ा दोष होता है। टटा जानकर सब लोग किसी की भी 
वन्दना करते ह । टेटे चन्द्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता! 
इस प्रकार श्री राम यह अनुभव करते है कि लोक-कल्याण के लिए 


रखना पसन्द करते हैँ । भरत को नहीं । क्योकि श्री लक्ष्मण ही श्री राम 
के पूरक बन सकते है, श्री भरत नहीं । ओर श्री लक्ष्मण की भूमिका सवसे 
कठिन, सवसे जटिल है, क्योकि यह स्वाभाविक है कि रमुंहफट, संघर्षप्रिय 
ओर उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति को यश प्राप्त नहीं हो सकता। अतएव 
जो व्यक्ति लोककल्याण के लिए अपने यश की इच्छा से ऊपर उठकर 
बडे से बड़ा कलंक स्वीकार कर ले, उसके त्याग की सराहना ही करनी 


लक्ष्मण चरति ^ ७३ 


होगी । तभी तो चारों भाइयों के नामकरण के समय गुरु वसिष्ठ ने "लक्ष्मणः 
नाम की व्याघ्या करते हए कहा- 
लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार । 
गुरु वसिष्ट तेहि राखा लषछिमन नाम उदार।॥१८१६७-क 

-जो शुभ लक्षणों के धामे, श्री राम के प्रिय टै, सारे संसार के 
आधार है, उनका ^लक्ष्मण' एेसा उदार नाम है। गुरु वसिष्ठ लक्ष्मण को 
उदार कहते है, पर वे तो उदार लगते नहीं, बडे संकीर्ण मालूम होते है । 
उदार वह होता है, जो वितरण करता है, देता है, श्री राम की उदारता 
तो “रामचरितमानसः में स्थल-स्थल पर दिखाई देती टै, पर लक्ष्मणजी की 
उदारता करटा पर दिखती है? तव फिर वसिष्ठ जी ने लक्ष्षणजी का नाम 
रखते समय “उदार' शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया । सामान्यतः हम संसार 
मेँ धन देने वाले को ही उदार समञ्ते है, पर धन देने वाला व्यक्ति तो 
यश-कीर्तिं भी पाता है, किन्तु जिस व्यक्ति ने लोक-कल्याण के लिए 
अपने यश को भी अर्पित कर दिया हो उससे बट्कर उदार कौन हो 
सकता है? जब हम उदारता की ओर इस दृष्टिकोण से देखते हैँ, तभी 
लक्ष्मणजी के चरित्र के साथ पूरा न्याय कर पाते हैँ। वे नाम-यश की विना 
परवाह किए जब जैसा अनुभव करते हँ, जो आवश्यक समडते हैँ वह 
निःसंकोच भाव से व्यक्त कर देते है, फिर चाहे सामने कितनी भी बड़ी 
हस्ती क्यों न हो । उनका यह स्वभाव श्री विश्वामित्र को ज्ञात टै, इसीलिए 
वे मानते है कि श्री लक्ष्मण की भूमिका के विना भगवान्‌ श्री राम का 
कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता । 

अन्य पात्रं की तुलना में लक्ष्मणजी की भूमिका विशिष्ट है । प्रत्येक 
पात्र को उसके स्वभाव के अनुसार कार्य मिला हज है ओर हर पात्र अपनी 
मिली भूमिका का निर्वाह करता है। भगवान्‌ श्री राम भी प्रत्येक के साथ 
अलग-अलग प्रकार का व्यवहार करते हैँ । जैसे, आप अपने सेठोटे से मित्र 
का व्यवहार करेगे, किसी महात्मा के पास जाने पर शान्त भाव से उसके 
सामने ञ्मुकंगे, किसी मित्र के समक्ष अपना मन ही खोलकर रख देगे । इसी 
प्रकार, “रामचरितमानस में जितने भी पात्र है, उन सवके साथ श्री राम 
का नाटक किसी न किसी सीमा के दारा घिरा हज है, यहा तक किश्री 
भरत के साथ भी उनका नाटक सीमाओं से घिरा हज है, क्योकि भरतजी 


७४ ^ लक्ष्मण चरित्र 


के प्रति श्री राम के मन में महानता का भाव दहै। श्री हनुमान्‌ कं प्रति भी 
उनके मन में सम्बन्धो की सीमा हे। पर लक्ष्मणजी के साथ एक विचित्र 
बात टै। केवल वे ही एेसे पात्र है, जिनसे भगवान्‌ राम के सम्बन्धो की 
कोई सीमा नहीं हे । श्री राम की प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक मन:स्थिति, प्रत्येक 
क्रिया-कलाप में जो समान रूप से उपयोगी है, वे हँ लक्ष्मण । आप यदि 
"रामचरितमानस को आदि से अन्त तक पटले, तो देखेंगे कि लक््मणजी 
भगवान्‌ राम के साथ सब प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करते है । यदि 
शान्तरस की भूमिका हो, तो आप उन्हें वट वृक्ष की छाया में श्रीराम कं 
समक्ष वैठे हए हाथ जोड़कर वैराग्य की चर्चा करते हए पार्ेगे- 
कहु ग्यान विराग अरु माया। 
कहहु सो भगति करहु जेहि दाया॥ 
ईस्वर जीव भेद प्रभु सकल कटौ समुञ्चा । 
जातें होड चरन रति सोक मोह भ्रम जा३।। ३८१४ 
ओर पुष्पवारिका में जहौ शंगाररस की कविता प्रभु के अन्तःकरण 
मे फूटती है, क्या आप सोच सकते हैँ कि प्रभु भरत को लेकर जा सकते 
धे? यदि जाते भी, तो क्या वर्ह प्रकट होने वाले श्ंगार-रस का वर्णन 
वे भरत से कर सकते थे? वह तो लक्ष्मण ही है, जिनके समक्ष वे अपने 
अन्तःकरण में उपजे श्वंगाररस का भी वर्णन कर सकते है । एक ओर 
उनसे ज्ञान विराग की चर्चा, तो दूसरी ओर हास्य ओर व्ंगार की भी। 
पष्पवारिका मेँ जब सीताजी कं आभूषणों की ध्वनि सुनाई देती है, तो 
प्रभु के हदय का कवित्व श्री लक्ष्मण के समक्ष वाणी कारूप ले बरस 
उठता हे, वे कह उठते है- 
ककन किकिनि नूपुर धुनि सुनि। 
कहत लखन सन रामु हद्यं गुनि॥ 
मान्‌ मदन दुंदुभी दीन्दी। 
मनसा विस्व विजय कटं कीन्टी॥॥१८२२६८१-२ 
- लक्ष्मण, लगता हे कामदेव वसद्य बजाता हज आ रहा है । तो, 
लक््मणजी के साथ श्री राम का जो सम्बन्ध है, वह किसी सीमा से घिरा 
हुआ नहीं । रामायण में भगवान्‌ राम अन्य किसी भी पात्र से उतने उन्मुक्त 
भाव से बात नहीं करते, व्यवहार नहीं करते, जितना कि श्री लक्ष्मण से। 


लक्ष्पण चरित्रि ^ ७५ 


शान्त रस में लक्ष्मण उनके साथी है, शृंगार-रस मेँ भी, सी-विनोद का 
अवसर आए उसमें भी, फिर राज्य का त्याग करनादहो तो विराग की 
भूमिका में भी उतने ही भागी हैँ । जव शूर्पणखा विवाह का प्रस्ताव लेकर 
भगवान्‌ राम कं पास आती है, तो प्रभु कह देते है “अड कुर मोर 
लघु भ्राताः (३८१६८११)-अगर विवाह ही करना चाहती हो, तो मेरे छोटे 
भाई कं पास चली जाओ, वह कजरा है। क्या प्रभु भरत को सामने 
रखकर्‌ एेसा वाक्य कह सकते थे? प्रभु ने छोटे भाई के साथ विनोद भी 
केसा किया? जो राज्य छोडकर, पत्नी छोडकर, प्रभु की सेवा मेँ आए हए 
है, उन्हें ॥कुमार' कहते हए शूर्पणखा को उनकी ओर प्रेरित कर दिया । 
ओर लक्ष्मणजी प्रभु के मन की बात समञ्म लेते है कि विनोद का विस्तार 
करना चाहते ह । वस, वे भी प्रभु की इस लीला मेँ तुरन्त सहायक बन 
जाते ट । शूर्पणखा श्री राम दारा प्रेरित होकर श्री लक्ष्मण के सामने खडी 
हो जाती हे । लोग लक्ष्मणजी को कटु स्वभाव कहते है । पर क्या इस प्रसंग 
मं कोई कटुता उनमें दिखाई देती है? वे चाहते तो उसी क्षण शूर्पणखा 
कं नाककान काट लेते, या कह देते कि मेरा विवाह हो गया है, तुम 
उन्हीं कं पास जाजो। पर उन्हें तो प्रभु की विनोदलीला को बटाना है। 
वे क्या करते ह? “गड लक्षिमन रिपुं भगिनी जानी । प्रभु बिलोकि"... 
(३८९६८१२) वे प्रभु की ओर देखते है, प्रभु से उनकी अंखिं मिलती है 
ओर तव वे शूर्पणखा से कहते हैँ “सुन्दरि सुनु"- सुन्दरी सुनो । शूर्पणखा 
बड़ी प्रसन्न होती टै कि छोटा भाई बडे से अधिक रसज्ञ जान पडता है, 
उसने मुञ्चे “सुन्दरी' तो कहा, बडे भाई नै तो मेरे सौन्दर्य की कोई सराहना 
ही नहीं की । लक््मणजी उसे सुन्दर कहते तो है, किन्तु उसकी ओर देखते 
नही, वे तो प्रभु विलोकिः-प्रभु को देखते हँ ओर एक वाक्य कहकर 
विनोद को बढा देते ईै- 
सुंदरि सुनु मेँ उन्ह कर दासा । 
पराधीन नहिं तोर सुपासा॥ २८१६८१३ 

- सुन्दरी! यदि उन्होने तुम्हें मेरे पास यह कहकर भेजा है कि मँ 
कृञआरा हू, तो उन्न ठीक कहा होगा, लेकिन अगर तुम्हारा विवाह मुञ्जसे 
हो भी जाए, तो तुदं क्या लाभ होगा? मै तो उनका दास हू डस नाते 
तुम दास की पत्नी ही तो कहाजोगी । तुमे कितना कष्ट होगा, तुम देखो 


७६ ^ लक्ष्मण चरि 


इतना कहकर लक्ष्मणजी यदि रुक जाते, तब भी ठीक था, परवे तो प्रभु 
के विनोद का विस्तार करना चाहते है । जब लक््षणजी की बात सुनकर 
शूर्पणखा कहती है कि तुम भी जब मुञ्चे स्वीकार नहीं करते, तो क्या 
निराश हो जाऊँ, तब लक््मणजी कहते हैँ नहीं, नहीं, तुम हमारे वड़े भाई 
के पास ही चली जाओ। शूर्पणखा कहती है-पर वे तो विवाहित हैँ, वे 
कैसे मञ्चे ग्रहण करेगे? वे तो पहले टी बता चुकं है । लक्ष्मणजी उत्तर देते 
है-उससे क्या हआ? रभु समर्थ कौसलपुर राजा" प्रभु तो अयोध्या कं 
राजा हैँ। जहौ राजा कई विवाह किया करते हँ, वर्ह यदि यह दौ कर 
लेगे तो कौन रोकने वाला है? “जो कषु करहि उनहिं सव छाजा"-वे जो 
कुछ करं उन्हें सब शोभा देता है ओर यदि मेँ कुछ करू, तो मेरी आलोचना 
होगी! इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ । ओर सचमुच शूर्पणखा श्री राम 
के पास चली जाती हे। प्रभु उससे पुनः कहते हैँ - नी, वह दास नही, 
मेरा छोटा भाई है, तुम उससे विवाह करके सुखी हो जाजगी, ओर एसा 
कह उसे फिर से लक्ष्मणजी के पास भेज देते हैँ । लक््मणजी उसे पुनः 
समद्याते हँ-तुम केसी भूल कर रही हो, राजा को छोड़कर दास से विवाह 
करना चाहती हो, तुम उन्हीं के पास जाओ। ओर यह क्रम कब तक 
चलता है? जब तक भगवान्‌ राम विनोद चाहते हँ । ओर जब वे देखते 
हं कि हास्य की स्थिति अब य्ह तक आ गई कि शूर्पणखा क्रुद्ध हो उठती 
हे तथा रौद्र ओर वीभत्स रस की सृष्टिहो जातीदटै, तो वे लक्ष्मण को 
संकेत करते हैँ । शूर्पणखा को लगा कि सुन्दरी सीता ही मेरे मागं मेँ बाधक 
हे ओर यह सोच वह उन्हें खाने के लिए जब बढ़ती है, तो प्रभु लक्ष्मण 
को संकेत से वता देते टै कि अब क्या करना होगा। बस, त्यों ही 
लक्ष्मणजी भी अपनी भूमिका बदल देते है । जो अभी-अभी व्यंम्य-विनीद 
मेँ इतना रस ले रहे थे, शूर्पणखा को सुन्दरी कहकर विनोद कर रहे थे, 
वे क्षण भर मेँ अब इतना कठोर, इतना उग्र बन जाते हँ कि- 
लछछिमन अति लाघवं सो नाक कान बिनु कीनि, 
ताके कर रावन कर्हें मनौ चुनौती दीन्टि॥३८१७ 

इसका तात्पर्य यह है कि हर क्षण यदि कोई प्रभु का साथ दे सकता 

हे, तो वह लक्ष्मण ही हो सकते हैँ, कोई ओर नहीं । इसीलिए न तो हनुमान्‌जी 
प्रभु के पूरक टै, न भरतजी, पूरक तो केवल लक्ष्मणजी है । इसीलिए विश्वामित्र 


लक्ष्मण चरित्र ^ ७७ 


श्री राम के साथ श्री लक्ष्मणजी की मग करते है। ओर इसकी सार्थकता 
हम स्थान-स्थान पर अनुभव करते हें । धनुष-यज्ञ का प्रसंग ही लें । जब 
धनुष कं न टूटने से जनक निराश हो गए ओर कहने लगे-ने समञ्च लिया 
कि प्थ्वी वीरों से खाली हो गई टे, तव उन्हं उत्तर कोन प्रदान करता है? 
श्री राम कं लिए जनक की बात का खण्डन करना उनके अपने स्वभाव 
के प्रतिकूल है, क्योकि उनके स्वभाव का मूल तत्त्व ही है शील ओर संकोच । 
महाराज जनक चाहे जितनी अनुचित वात क्यों न करे, श्री राम उनका 
कभी खण्डन नहीं करेगे, क्योकि वे जानते हं कि जनक महान्‌ ज्ञानी है, 
समाज में पूज्य है, वे समञ्जते हैँ कि उन्हें जनक के साथ किस प्रकार व्यवहार 
करना चाहिए । एसी स्थिति मेँ जनक के अनुचित शब्दों का उत्तर श्री लक्ष्मण 
के अतिरक्त ओर कौन दे सकता था? उस धनुष यज्ञ में लक्ष्मण ही एसे 
व्यक्ति हँ, जो उस समय के संसार के दो बड़े महापुरुषों को फटकारते है-एक 
को धनुष टूटने से पहले ओर दूसरे को धनुष टूटने के बाद । एक हैँ, उस 
समय के सबसे बड़े ज्ञानी जनक, ओर दूसरे है सबसे बडे वीर परशुराम । 
बाह्य दृष्टि से लगता हे कि लक्ष्मण कितने अशिष्ट है, जो समाज कं इतने 
सम्माननीय व्यक्तियों को भरी सभा में फटकार देते हैँ ओर प्रश्न उठ सकता 
है कि एेसी फटकार, क्रोध का एसा प्रदर्शन क्या आवश्यक है? क्या केवल 
शील ओर संकोच से समाज में काम नहीं चल सकता? इस समस्या का 
समाधान लक्ष्मण देते हैँ । जनक चाहे जितने बड़ ज्ञानी रहे हों, पर उनमें 
कु कमी है ओर इस कमी का परिचय लक्ष्मणजी कराते हँ । जब वे जनकजी 
की वात सुनते हँ तो क्रोध से उनके होठ फड़कने लगते हैँ । श्री राम की 
ओंखों में क्रोध नही, पर लक्ष्मणजी क्रोध से भर उठते हँ । ओर लक्ष्मणजी 
का यह क्रोध दही श्री राम की शान्तिको शक्ति प्रदान करता है, सत्त्वगुण 
को प्रेरणा देता हे । लक््मणजी दारा महाराज जनक ओर परशुराम को फटकारने 
मे व्यंग्य यह था कि एक इसलिए क्रोधित हज कि धनुष क्यों नहीं टूट 
रहय ओर दूसरा इसलिए कि धनुष क्यों टूट गया, एक कहता हे कि धनुष 
को टूटना चाहिए ओर दूसरा कहता है कि नहीं टूटना चाहिए! लक्ष्मणजी 
का फटकारना सुनकर गुरु विश्वामित्र सबसे अधिक प्रसनन हए- 
गुर रघुपति सव मुनि मन माहीं । 
मुदित भए पुनि पुनि पुलकार्ही॥॥१८२५३८३ 


७८ ^ लक्ष्षण चरित्र 


उन्हं अपने चुनाव पर गर्व हुजा । सोचने लगे- बड़ा अच्छा हुआ, जो में लक्ष्मण 
को भी साथ लेता आया, नहीं तो सारा काम बिगड़ जाता। यदि लक्ष्मण 
साथ न होते तो श्री राम जनक के शब्दों का खण्डन करने के लिए न उठते, 
क्योकि यदि खण्डन करते, तो उनके शील ओर संकोच की जो इतनी गाथा 
गाई जाती है वह इूटी हो जाती। ओर यदि शील ओर संकोच की रक्षा 
करने चुपचाप वेठे रहते, तो धनुष न टूटता, लोक-कल्याण न होता । 
लोक-कल्याण की चिन्ता करने से व्यक्तित्व की महिमा घटती ओर व्यक्तित्व 
की महिमा को सुरक्षित रखने से लोक कल्याण पर प्रहार होता । जनक के 
अनुचित कहने पर भी जव श्री लक्ष्मण भगवान्‌ राम को चुप्पी मारे बैठे 
देखते हैँ, तो उन्हें आश्चर्य होता हे! अधिक आश्चर्य तो तब होता है, जव 
वे प्रभुके होंठों पर हसी खेलते देखते है । प्रभु हंसे क्यों? 

आज प्रातःकाल ही दोनों भाइयों का संवाद हज था। भगवान्‌ राम 
ने प्रष्ठा था-देखो तो लक्ष्मण, सूर्य निकल आया है क्या? लक्ष्मणजी ने 
हँसते हए उत्तर दिया था कि एक सूर्य तो निकल आया है, पर दूसरा 
सूर्य कुछ देर कं बाद निकलेगा। लक््मणजी का मतलब था कि भोतिक 
अन्धकार को मिटाने वाला सूर्य तो निकल आया है, पर जनकपुर में जो 
आध्यात्मिक अन्धकार छाया हआ दहै, उसे मिटाने वाला सूर्य कुछ देर वाद 
निकलेगा, क्योकि भोतिक सूर्य के दारा आध्यासिक अन्धकार नहीं मिट 
सकता । यह आध्यासिक अन्धकार क्या था? गोस्वामी जी संकेत देते हैँ 
कि महाराज जनक की सीता-विवाह सम्बन्धी मान्यता ही वह आध्यात्मिक 
अन्धकार टहे। जनक यह मानते हँ कि जव धनुष टूटेगा, तब श्री सीता 
का विवाह होगा। आप धनुष की कथा जानते होगे कि कैसे शिवजी ने 
अपना धनुष महाराज जनक को दे दिया था । जनक धनुष की नित्य पूजा 
किया करते थे। एक दिन सीताजी को आदेश दिया गया कि जहाँ धनुष 
रखा हआ है, उसके आस-पास को साफ करके गोबर से लीप दं । सीताजी 
ने वर्ह आकर साफ करते-करते देखा कि धनुष के नीचे धूल जमी हई 
टै ओर बहुत दिनों से वह स्थान साफ नहीं हुआ है। वे वार्ण हाथ से 
धनुष को उठाकर दाहिने हाथ से उस स्थान को साफ कर लीप देती हैँ। 
जनक जव धनुष का पूजन करने आए, तो धनुष के नीचे की जमीन भी 
लिपी देख बडे आश्चर्यचकित हए । वे सोचने लगे-जिस धनुष को खीचने 


लक्ष्मण चस ^ ७६ 


के लिए हजारों योद्धा लगते है, उसे किसने उठाया होगा? उन्होने सीताजी | 


को बुलाकर पृष्ठा ओर जव मालूम पड़ा कि सीताजी ने धनुष को उठाकर 
नीचे की जमीन लीपी है, तो वे आश्चर्य से पृष्ठ वैठे- बेटी! आखिर तुमने 
इस धनुष को उठाया किस तरह? सीताजी ने अत्यन्त भोले भाव से 
मुस्कराते हुए धनुष को वारणं हाथ से उठकर कटहा-एेसे! जनक आश्चर्य 
से गड गए कि जिस धनुष को संहार के देवता भगवान्‌ शंकर दोनों हाथों 
से उठाते ह, उसे इस कन्या ने वार्ण हाथ से उठा लिया। ओर जनक के 
विवेक ने कहा कि यह कन्या साधारण नहीं, यह तो साक्षात्‌ महाशक्ति 
है- सृजन, पालन ओर संहार तीनों की देवी टै- 
उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्‌ । 
सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्‌।॥।९८०८न्दना 

ओर महाराज जनक निर्णय लेते है कि जब मुञ्चे महाशक्ति प्राप्त 
हुई टे, तब उसके स्वामी-ब्रह्म-का पता लगाकर उसे यह शक्ति सौँप 
देनी होगी । जैसे आपको रास्ता चलते-चलते कोई वस्तु मिल जाए, तो 
आप यदि निकृष्ट वृत्ति कं तो उस वस्तु को हथिया लेने का प्रयास 
करेगे ओर अपने भाग्य की प्रशंसा करते हए करेगे कि वाह! क्या बदट्िया 
दिन रहा । पर यदि आप उत्कृष्ट वृत्ति कं हैँ तो प्रयास करेगे कि उस वस्तु 
के स्वामी का पता लगाकर उसे उसकी खोयी चीज वापस कर दी जाए। 
आप समाचारपत्रं में विज्ञापन देंगे कि अमुक वस्तु मिली है जिसकी हो 
वह पहचान बताकर, प्रमाण देकर्‌ ले जाए । महाराज जनक भी इस दूसरी 
पद्धति का सहारा लेते हँ । वे सोचते है कि महाशक्ति के स्वामी-ब्रह्म-का 
पता लगाना होगा । पर ब्रह्म को पहचानने की कसौटी क्या होगी ? जनक 
नै सोचा-यदि महाशक्ति शंकरजी के धनुष को वार्ण हाथ से उठा लेती 
हे तो उसका स्वामी धनुष को तोडने मेँ अवश्य समर्थ होगा। इसलिए 
उन्होने सीताजी के लिए वर प्राप्त करने हेतु धनुष को तोडने की कसौटी 
रखी । पर जब जनक देखते हँ कि धनुष को तोडना तो दूर, उसे कोई 
राजा हिला भी नहीं सका, तव उन्हँ बड़ा दुःख होता है ओर वे अपना 
आक्रोश व्यक्त करते हए कहते ह- 

अव जनि कोउ मासै भटमानी । 
बीर विहीन मही मेँ जानी॥ १८२५१८६ 


८० ^ लक्ष्मण चरित्र 


-अवब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न होी। मेने जान लिया, 
पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। ओर वे कह बेटते हँ - करि करि 
रहडउ*-कन्या कुँञारी ही रहेगी । 

जनक की वह वाणी सुनते ही लक्ष्मण बोखला उठते हे । ओर जनक 
को फटकारते हए कहते दै 

माखे लखन कुटिल भई भोर । 

रदपट फरकत नयन रिसौहे॥ 

कहि न सकत रघुवीर डर लगे वचन जनु वान । 
नाई राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमान।॥१८२५२ 

रघुवसिन्ह महं जहं कोउ होई । 

तेहिं समाज अस कहइ न कोडईं॥ 

कटी जनक जसि अनुचित वानी । 

विद्यमान रघुक्ुलमनि जानी॥॥१८२५२८१-२ 

इन शब्दों से लक््मणजी ने मानो संकेत किया-प्रभु! जब मेँ आपके 

साथ जनकपुर आया, तब जनकजी कं प्रति मेरे मन में बड़ी आदरबुद्धि 
धी, क्योकि मेने उनके ज्ञान की बड़ी ख्याति सुनी थी । ओर जब आपको 
एक क्षण देखते ही उन्होने विश्वामित्रजी से पर्छ दिया कि साक्षात्‌ ईश्वर 
ही तो नहीं आ गए, तो उनके प्रति मेरी श्रद्धा ओर अधिक बट्‌ गई [क 
येतो एसे ज्ञानी रहैँजो एक ही दृष्टि से ईश्वर को पहचान लेते है । पर 
आज इनका ज्ञानाभाव देखकर मुञ्चे आश्चर्य हो रहा है । लक््षणजी का 
तात्पर्य यह है कि जो राम को देखते ही उनके ब्रह्मत्व को पहचान लेता 
हे, वह सीता को अपनी गोद में पाकर भी उनके महाशक्तित्व को अब 
तक कैसे नहीं पहचान पा रहा है? लक््मणजी का तर्कं यह है कि यदि 
जनक नै सीताजी को पहचान लिया होता, तो वे यह कैसे कहते कि धनुष 
केन टूटने पर मेरी पुत्री का विवाह नहीं होगा ओर वह कुजारी ही रह 
जाएगी? तव तो वे यही मानते कि शक्ति भला कमारी कर है, शक्ति 
ओर ब्रह्म का मिलन तो नित्यटै, ओर वे ब्रह्म को खोजने की चेष्टा करते, 
कहते कि भई! अपनी वस्तु को प्रमाणित करकं ले जाओ, यह नहीं कहते 
किं हम अपनी कन्या का दान कर रहे हैँ। क्या सुबह काहोनायान 
होना मर्गे की वाग पर निर्भर होता है? यह ठीक है कि जब सूर्यं उगता 


लक्ष्मण चरति ^ २१ 


है, उससे पहले हमें मूर्गे की ध्वनि सुनाई देती है, पर इससे हम यह मान 
लें कि यदि किसी दिन मुर्गा नहीं बोलेगा, तो सूर्य ही नहीं निकलेगा, तो 
वह तो बड़ी अविवेकपूर्ण बात होगी । वैसे ही श्री जनक का यह मानना 
कि धनुष कं टूटने परहीश्री सीता का विवाह होगा, एक भ्रमपूर्णं धारणा 
हे । इसका अभिप्राय यह है कि जनक एक आध्यात्िक अन्धकार से ग्रस्त 
हो गए है । इस अन्धकार को दूर करने के लिए लक्ष्षणजी एक दूसरे सूर्य 
का उदय आवश्यक मानते हँ । तभी तो जब श्री राम पृष्ठते है लक्ष्मण! 
सूर्य निकला? तो लक्ष्मण उत्तर में कहते टै-एक सूर्य तो निकल आया 
हे, पर दूसरा सूर्य कुठ देर के वाद निकलेगा । 

पर जिस समय लक्ष्मण जनक के अनुचित शब्दों को सुनते, तो 
यह देख उन्हे आश्चर्य होता हे कि प्रभु धनुष को तोडने नहीं उठ रहे हैँ 
वे वैसे ही चुपचाप बैठे हृए है । प्रभु मुस्कराकर लक्ष्मण की ओर देखते है । 
मानो उनका तात्पर्य है कि लक्ष्मण, सूर्य तो तव निकलेगा, जव पूरव दिशा 
मे लाली दिखाई देगी । जब तक तुम्हारे नेत्रं की लालिमा प्रकट नहीं होगी, 
तव तक सूर्य केसे निकलेगा ? यदि भगवान्‌ राम सूर्य है, तो लक्ष्मण प्राची 
की लाली हैँ। यदि श्री राम मेघे, तो लक्ष्मण गर्जना हैँ। गर्जना के बाद 
ही तो वर्षा होगी, लाली के वाद टी तो सूर्य निकलेगा। ओर श्री लक्ष्मण 
अपने क्रोध की लाली से वातावरण को इतना आवेशपूर्णं वना ठेते हैँ कि- 

लखन सकोप वचन जे बोले । 
डगमगानि महि दिग्गज डोले॥। १८२५३८१ 

-सारा संसार कपि उठता है । लक्ष्मणजी मानो श्री राम को संकेत 
करते हकि सव तो डिग गए, केवल दो ही अदिग रहे-एक आप ओर 
दूसरा धनुष । जब चैतन्य उटेगा, तब तो जड़ मिटेगा? अतएव, प्रभु! अव 
आप कार्य शुरू कीजिए! ओर इस प्रकार श्री लक्ष्मणजी स्वयं कलंक लेकर 
श्री राम को यश प्रदान करते हैं। वे अप्रिय बनकर सबको उत्तेजित करते 
है, जिससे श्री राम का कार्य पूर्ण हो । लक््मणजी की भूमिका के विना भगवान्‌ 
राम का कार्य पूर्णं नहीं हो सकता, लक्ष्मण के विना राम अधूरे हैँ। 


॥ वोलिए सियावर रामचनदध की जय ॥ 


८२ ^ लक्ष्मण चरित 





॥ श्रीरामः शरणं मम।॥। 


चतुर्थ व्याख्यान 


0८१6)0)6)69000000000000690000000000000 00000000 90000000 00004 


भगवान्‌ राम के निकटस्थ सहयोगियोँ में श्री लक्ष्मण की भूमिका अन्यां 
की अपेक्षा सर्वथा भिन्न है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने श्री लक्ष्मण को 
दण्ड की उपमा दी है- 
रघुपति कीरति विमल पताका । 
दंड समान भयउ जस जाका।॥१८१६८६ 

श्री भरत, उनकी दृष्टि में, भगवान्‌ राम के चरण-कमल के भ्रमर ह । 
भ्रमर ओर कमल का सम्बन्ध भी अनुराग का ही सम्बन्ध है, किन्तु यदि कमल 
पर भ्रमर न भी हो, तो उससे उसके सौन्दर्य में कोड अन्तर नहीं आता । 
लेकिन दण्ड ओर पताके का सम्बन्ध भिन्न प्रकार का है । गोस्वामी जी कहते 
हैकिश्री राम की कीर्ति तो पताका की तरह हे ओर श्री लक्ष्मण का यश 
दण्ड के समान है । दण्ड के अभाव में पताका की स्थिति हो ही नहीं सकती 
पताका आकाश मेँ फहराने कं लिए दण्ड पर निर्भर रहती है। इस दृष्ट 
से श्री लक्ष्मण की भूमिका अन्यो की अपेक्षा सर्वथा भिन्न है । उनकी भूमिका 
मँ एक जटिलता यह टै कि कई प्रसंग एसे आते हैँ, जो परस्पर विरोधी 
हैँ ओर वे एसे प्रत्येक प्रसंग में साथ हें । उनकी उपस्थिति में भगवान्‌ राम 
जितना निःसंकोच व्यवहार करते टै, उतना ओर किसी पात्र की उपस्थिति 
पे नहीं। श्री भरत ओर श्री हनुमान्‌ से भगवान्‌ राम का जो सम्बन्ध है 
ओर श्री लक्ष्मण से उनका जो नाता है, इन दोनों सम्बन्धो मेँ एक बहुत 
बड़ा अन्तर है। श्री राम भरत का भी बड़ा संकोच करते हैँ। वे कहते है- 

राखेउ राये सत्य मोहि त्यागी । 
तनु परिहरेउ पेम पन लागी।। 


लष्मण चरित्रे ८ २८३ 


तासु वचन मेटत मन सोच । 
तेहि तें अधिक तुम्हार संकोचू॥२८२६३८६-७ 
भरत! राजा ने मुञ्चे त्यागकर सत्य को रखा ओर प्रेम-प्रण कं 
लिए शरीर छोड दिया । उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है । उससे 
भी बट़कर तुम्हारा संकोच है ओर हनुमान्‌ जी के समक्ष प्रभु कहते है 
प्रति उपकार करौ का तोरा। 
सनमुख होड न सकत मन मोरा॥५८३१८६ 
-में तो तुमसे दृष्टि मिलाने योग्य नहीं हू. तुम्हारे कणो ने मुह्य 
इतना दवा दिया है कि मुञ्े लगता है, मेँ तुम्हारे सम्मुख मुख करने योग्य 
नहीं । 
इन पंक्तियों से यह तो सिद्ध होता है कि भगवान्‌ राम के मनमें 
श्री भरत ओर श्री हनुमान्‌ के प्रति कितनी प्रगाट्‌ भावना है, पर यह सिद्ध 
नहीं होता कि कितना अधिक अपनत्व है। आदर एक अलग वात है ओर 
अपनत्व अलग। यदि कोई एेसा व्यक्ति है, जिससे भगवान्‌ राम को संकोच 
नहीं होता, तो वह हैँ लक्ष्मण । जहौ भी व्यक्ति को भिन्नता का बोध होता 
हे, वलँ संकोच होता है। अपने आप से व्यक्ति को भिन्नता का कोई 
बोध नहीं होता, अतः अपने से किसी को संकोच भी नहीं होता। तो, 
भगवान्‌ राम लक््मणजी से भिननता का कोई बोध ही नहीं करते । इसीलिए 
पूरे “रामचरितमानसः में वे लक््मणजी के प्रति कभी कृतज्ञता प्रकट नहीं 
करते, जैसी वे हनुमानजी के प्रति करते है । क्या हनुमानूजी की अपेक्षा 
लक््मणजी की सेवा कुछ कम हे ? लक््मणजी की सेवा तो प्रभु को वाल्यावस्था 
से उपलब्ध है, पर एक अद्भुत बात यह आती है कि हनुमानजी से प्रभु 
का ज्योंही परिचय हआ, प्रभु ने कह दिया- 
सुन कपि जिय मानसि जनि ऊना । 
तै मम प्रिय लछिमन ते दूना॥४८२८७ 
-तुम मुञ्चे लक्ष्मण से दुगुने प्रिय हो। यदि प्रभु हनुमान्‌ को लक्ष्मण 
के समान प्रिय बताते, तो भी कोई बात थी, पर एकदम दुगुना प्रिय बता 
दिया! हनुमानजी को यह सुनकर केसा लगा होगा? क्या आप सोचते हँ 
कि हनुमानजी ने मान लिया कि सचमुच लक्ष्मणजी की अपेक्षा दुगुना प्रेम 
भाजन रह? एेसी भूल हनुमानजी कभी नहीं कर सकते । उनका हृदय तो 


८४ ^ लक्ष्मण चरित्र 


प्रभु का यह वाक्य सुनकर लक््मणजी के प्रति अभिभूत हो गया। वे सोचने 
लगे-धन्य हैँ लक््मणजी, जो प्रभु के कितने विश्वास-पात्र है! प्रभुने जो 
बात कही थी, वह कितनी व्यवहार-विरुद्ध थी । एक चतुर व्यावहारिक 
व्यक्ति एेसी भूल नहीं कर सकता, जैसी प्रभु ने की। एक व्यक्ति के 
सामने दूसरे की तुलना की जाए ओर दूसरे को श्रेष्ठ बता दिया जाए, 
तो तात्पर्य यही होगा कि पहले व्यक्ति की सेवा का कोई मूल्य ही नहीं 
ओका गया। लक्ष्मणजी सारे परिवार ओर समग्र सुख का परित्याग कर 
प्रभु की सेवा में कितने दिनों सेलगे हुए है। ओर एक ही क्षण के परिचय 
मँ हनुमानजी बडे हौ गए । तो क्या प्रभु ने लक्ष्मणजी की सेवा का कोई 
मूल्य नहीं ओका? इसका उत्तर यह है कि प्रभु के अन्तःकरण में यदि 
हनुमानजी के प्रति आदर की पराकाष्ठा है, तो लक्ष्मणजी के प्रति अपनत्व 
की । इसीलिए लक्ष्मण ही एसे पात्र हैँ, जिनके प्रति भगवान्‌ राम कोन 
तो कृतज्ञता की अनुभूति होती है न ऋण का बोध । ऋण का बोध तव 
होता टै, जब हम दूसरे से कुछ लेते हैँ । व्यक्ति अपने आपका ऋणी नहीं 
होता । हनुमान्‌जी यदि चरणों में गिर जार्णँ, तो प्रभु चाहते हैँ कि हनुमानजी 
को सम्मान दँ ओर यदि भरतजी गिर जारण, तो उन्हें गले से लगा लें। 
इन दोनों पात्रं के सन्दर्भ में प्रभु में दन्द प्रारम्भ हो जाता है, पर एक 
लक्ष्मणजी ही एसे पात्र हँ, जो चाहे चरणों में पड़े रहं, चाहे प्रभु के पास 
बैठे रहे, जिनके किसी भी क्रिया-कलाप में प्रभु को कोई आपत्ति नहीं । 
इससे बट्कर लक््मणजी के लिए ओर क्या बात हो सकती है कि उनकी 
उपस्थिति में भगवान्‌ राम को किसी दितीय की उपस्थिति का बोध नहीं 
होता । 

लक््मणजी हर प्रसंग मेँ उनके साथ है, पर अलग-अलग प्रसंग में 
उनकी भूमिका अलग-अलग हो जाती है। भगवान्‌ राम जिस दिन धनुष 
तोडते है, उससे एक दिन पहले वे पुष्पवाटिका मेँ रहते है । पुष्पवाटिका 
यदि शृंगार का प्रसंग है, तो धनुषयज्ञ वीरता का। जरह धनुष-भंग करना 
हे, वह तो वीररस का ही प्रसंग हो सकता है। ओर यदि आध्यात्मिक 
दृष्टि सै विचार करे, तो वह अध्यात्म का दिव्य दर्शन भी है। श्री लक्ष्मण 
शृंगार्रसमेंभी प्रभु के साथी है ओर वीर रस में भी। पर दोनों प्रसंगो 
मे उनकी भूमिका अलग-अलग है। विचार करने पर दो प्रसंगो मेँ एक 


लध्मण चरित्रि ^ ८५ 


बात में समानता दिखाई देती ठै, वह यह कि दोनों ही प्रसंग "तोड़ने" के 
है । भगवान्‌ राम पुष्पवाटिका में पुष्प तोडते हैँ ओर धनुषयज्ञ में धनुष । 
पर दोनों मेँ एक अन्तर हे। पुष्प कोमलता का प्रतीक है ओर धनुष 
कठोरता का । पुष्पवाटिका में कोमलता की पराकाष्ठा है पुष्प ओर धनुषयज्ञ 
के मण्डप में कठोरता की सीमा है धनुष-उसे वज्र की अपेक्षा भी कठोर 
बताया गया है। ओर दोनों कं तोडने की क्रिया श्री राम दारा सम्पन्न 
होती है। यही गोस्वामीजी की अनोखी शेली है। य्ह गोस्वामीजी की 
भावना में दर्शन का समन्वय होता हे। क्या यह सम्भव है कि कोई सरल 
काम करना हो, तो व्यक्ति थक जाए ओर कठिन काम करना हो, ती 
व्यक्ति न थक? गोस्वामीजी इसे सम्भव मानते हैँ । वे उदाहरण देते हँ 
कि जब भगवान्‌ राम वाटिका में पुष्प चुनते है, तो उससे-“भाल तिलक 
श्रमविंदु सुहाए" (१८२३२८३) उनके माथे पर पसीने की रवे आ जाती हँ 
ओर धनुष तोडते समय उनका अनुभव उलटा है । वे इतनी सरलता से, 
इतने ततक्षण, इतने अल्पकाल में धनुष टूटने की क्रिया को सम्पन्न कर 
लेते है कि उन्होने धनुष कब उठाया, कब उसे चद्मया ओर कव तोड़ 
दिया, यह किसी ने नहीं देखा- 
लेत चट़ावत खैचत गाद । 
काट न लखा देख सवु ठादे॥ १८२६०८७ 

-एक विजली-सी कधी ओर धनुष टूट गया। लोगों को एसा 
प्रतीत हआ कि धनुष तो टूटा हुआ ही पड़ा है ओर श्री राम खड़े दै। 
तो, वज्र से अधिक कठोर धनुष को तोडने में श्रम की अनुभूति का अभाव 
ओर सुकोमल पुष्प को तोडने में श्रम-बिन्दु का आना! क्या तात्पर्य हे? 
ययँ पर मानो गोस्वामीजी इस प्रसंग को मात्र एक घटना के रूप मेँ नहीं 
लेते, बल्कि उसे भावना से जोड देते हँ । यह पुष्पवाटिका का प्रसंग कड 
रामायणो मेँ प्राप्त नहीं हे। तो, पुष्पवाटिका के प्रसंग की अवतारणा कं 
पीछे गोस्वामीजी का क्या उदेश्य था? विचार करने पर एसा प्रतीत होता 
टै कि पुष्पवाटिका का प्रसंग गोस्वामीजी को लाना इसलिए आवश्यक था 
कि महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो शंकरजी का धनुष तोडेगा, 
उसे में अपना कन्या अर्पित करंगा। एेसी परिस्थिति में, जिस व्यक्ति के 
दारा धनुष टूटता, श्री किशोरीजी उसके गले मेँ जयमाला अर्पित करने 


८६ ^ लक्ष्मण चरित्र 


के लिए वाध्य होती, ओर वह शुद्ध अनुराग का सम्बन्ध न हीकर्‌ धरम. 


य य-म " गिरि 


के दारा जोडा गया सम्बन्ध होता। . 


` प्रीतिकं दो मार्ग है-एक वह, जो धर्म ओर बुद्धि कं दारा उत्पन्न 


होता ई अर दूसरा, सहज सहज । वर ओर कन्या का एक दूसरे से कोई परिचय 
नहीं । विवाह मण्डप मेँ धर्म के सूत्र के माध्यम से दोनों को जोडा गया 
ओर उसके पश्चात्‌ कन्या को यह अवसर प्राप्त हआ कि पति के प्रति 
अनुराग लाए । तो, विवाह कं पश्चात्‌, पति को पाकर कन्या अनुरागमयी 
हो जाती टै। यह अनुराग विवाह से पहले नहीं होता, धर्म ओर बुद्धि 
के माध्यम से होता है। दूसरा अनुराग वह टे, जो सहज दहै, जिसे हम 
स्वभाव का अनुराग कहते है, जिसमें बुद्धि ओर धर्म की प्रेरणा नहीं 
हे; वह हृदय की बात दे । धनुष के टूटने के बाद यदि गोस्वामीजी सीताजी 
के प्रति श्री राम के प्रम का वर्णन करे, तो वह बुद्धि ओर धर्म कं 
माध्यम से उत्पन प्रम होगा, किन्तु जिसे गोस्वामीजी सहज प्रीति कहते 
है, उसकी अवतारणा नहीं होगी । बुद्धि ओर धर्म के माध्यमसेजो प्रेम 
उत्पन्न होता है, उसमें म्यदा तो होती है, पर उसमें सहज प्रेम से उत्पन्न 
अनुराग की अनन्यता नहीं होती । गोस्वामीजी की कठिनाई यह है कि 
वे श्री राम ओर श्री सीता के परस्पर प्रेम में मर्यादा कं साथ अनुराग 
की अनन्यता का भी दर्शन करना चाहते है। वे 'रामचरितमानस' मं 
मर्यादा ओर प्रीति दोनों का निर्वाह करना चाहते हैँ । यदि वे धनुष तोड़ने 
से पहले प्रीति का प्रदर्शन करते टै, तो इसमें प्रीति की सहजता तो 
आती है, पर मर्यादा का अतिक्रमण हो जाता हे, ओर यदि वे धनुष 
टूटने के बाद प्रीति का प्रदर्शन करते है, तो इससे मर्यादा का संरक्षण 
तो होता है, पर प्रीति की अनन्यता का हनन हो जाता है। इन दोनों 
का निर्वाह करने के लिए ही गोस्वामीजी पुष्पवारिका के प्रसंग का उत्थापन 
करते है। 
धनुषयज्ञ के प्रसंग में वर्णन आता है कि महाराज जनक निराश हैँ 
ओर निराशा से धिरकर वे कह उठते है-यदि मँ जानता होता कि पृथ्वी 
वीरों से खाली हो गई, तो एेसी प्रतिज्ञा करके मेँ र्हसी का पात्र नहीं 
बनता। यदि मेँ चार्हू तो यह मेरे लिए सम्भव है कि प्रतिज्ञा को तोड़कर 
अपनी कन्या का विवाह कर दू, पर क्या करू?- 


लक्ष्मण चस्ति ^ च्७ 


सुकृत जाइ जौ पनु परिहरऊं । 
कुररि कुआरि रहरऊ का करऊं॥। 
जौ जनतेऊँ बिनु भट भुवि भाई । 
तौ पनु करि होतें न र्साई॥१८२५१८५-६ 
-ओर तब लक्ष्मणजी बोल उठते हैँ । गोस्वामीजी संकेत देते हैँ कि 
पुष्पवारिका मेँ श्री राम बोलते है ओर श्री लक्ष्मण मौन ह, ओर धनुष-यज्ञ 
में श्री लक्ष्मण बोलते है, श्री राम मोन है । धनुष-यज्ञ मेँ आप देखेंगे कि 
लक्ष्मण की भूमिका गर्जना की है ओर उस समय वे एक एसा वाक्य कह 
देते है, जो वाह्य दृष्टि से खटकने वाला है। यदि लक्ष्मणजी ने यह कहा 
होता कि श्री राम धनुष तोड़ सकते है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं 
थी, पर जव वे महाराज जनक की आलोचना करने के बाद भगवान्‌ राम 
से यह कहते हैँ कि “जौँ तुम्हारि अनुसासन पावों-यदि आपकी आज्ञा 
प्राप्त हो, तो धनुष को उठा लूँ ओर उसे तत्काल तोड़कर पृथ्वी पर डाल 
टू, तो यह खटकने वाली बात लगती है। जब लोग लक््मणजी के दोष 
गिनाने लगते है, तो एक यह दोष भी उनके चरित्र मेँ जोड़ देते हैँ कि 
वे इतने आवेश में आ जाते है कि क्या कहना ओर क्या नहीं कहना, 
इसका उन्हें ध्यान नहीं रहता । जब लक्ष्मणजी को यह ज्ञात है कि धनुष 
तोडने वाले सेदही श्री सीताजी का विवाह होगा, तो क्या उन्हें यह कहना 
शोभा देताटै कि मेँ धनुष तोड़ रद? एेसा प्रतीत होता है कि लक्ष्षणजी 
आवेश के मारे मर्यादा का विस्मरण कर देते ह। पर क्या यह सत्य हैः 
मेँ तो यह कर्हूगा कि यदि सचमुच मर्यादा का अतिक्रमण हज होता, तव 
तो वह वाक्य सुनकर सबसे अधिक दुःख सीताजी को होना चाहिए था, 
क्योकि यदि सीताजी ओर श्री राम कं अनुराग को कोई जानता है, तो 
वह लक््मणजी रै, जो पुष्पवाटिका में श्री राम के साथ उपस्थित हैँ । अव 
एसी परिस्थिति में यदि लक्ष्मणजी कँ कि मेँ धनुष तोड़ दू, तो यह 
अमर्यादा की पराकाष्ठा मानी जा सकती हे । श्री किशोरीजी के अन्तःकरण 
में प्रभु के प्रति अनन्य अनुराग है। लक्ष्मणजी का वाक्य सुनकर उन्हँंतो 
लगना था कि वे बडे आवेश मेँ आ जाने वाले व्यक्ति है, जिन्हें मयादा 
का भी ध्यान नहीं रहता अथवा यह लगना था कि लक्ष्मण का अन्तःकरण 
कलुषित हे। पर सीताजी को एसा नहीं लगता, उन्हें तो इसके विपरीत 


चट ^ लक्ष्मण चरित्र 


ही अनुभव होता है। गोस्वामीजी लिखते है कि जब लक्ष्मणजी ने यह 
वाक्य कहा, तो- 

लखन सकोप वचन जे बोले। 

डगमगानि महि दिग्गज डोले॥ 

सकल लोग सव भूप उराने। 

सिय दिये हरषु जनकरु सकुचाने॥।१८२५३८१-२ 

-सीताजी के हदय में हर्ष हआ ओर जनकजी सकुचा गए । गोस्वामीजी 

सवसे पहले सीताजी की प्रतिक्रिया का ध्यान करते हँ ओर कहते हैँ कि 
उनके हदय मेँ हर्ष की वाट आ गयी । लक््मणजी का वह वाक्य सुन 
भगवान राम को तो ओर भी बुरा लगना चादिए था, क्योकि वे लक्ष्मणजी 
को प्ष्पवाटिका में शंगाररस का श्रोता बना चुके हैँ । श्री सीता के सौन्दर्य 
को देखकर उनके अन्तःकरण में जौ कवित्व फूटा उसे लक्ष्मणजी को सुना 
चुके है। पर प्रभु तो लक्ष्मणजी की बात सुनकर इतने अभिभूत हो गए 
कि उनके शरीर मेँ बार-बार रोमांच होने लगा- 

गुर रघुपति सव मुनि मन मार्ह । 

मुदित भए पुनि पुनि पुलकारही॥। १८२५३८३ 

-तो, श्री सीताजी ओर श्री राम पर पडनै वाली यह जो प्रतिक्रिया 

है, वही सिद्ध कर देती टै कि लक््मणजी का वाक्य पूरी तरह मर्यादित 
था । विश्वामित्रजी तो इस सारे नाटक के सूत्रधार ही है, जिन्हें सब कुछ 
ज्ञात है, वे देख रहे हैँ कि जनक लक्ष्मण की भूमिका नहीं समञ्ञ पा रहे 
है, पर सोचते हँ कि महाराज जनक भी वाद मेँ समञ् लेगे। जनक यह 
मानते हँ कि धनुष के टूटने का सीताजी के विवाह के साथ सम्बन्ध 
है-धनुष के टूटने पर ही सीता का विवाह होगा, पर लक्ष्मण एेसा नहीं 
मानते। बस, यहीं पर दोनों मेँ मतभेद हे । लक्ष्मणजी को यह ज्ञात है कि 
धनुष के टूटने से विवाह का रंचमात्र भी सम्बन्ध नहीं । उन्होने जो सहज 
टंग से कह दिया कि मै धनुष तोड़े देता हू, उसकं दारा वे जनक कं 
भ्रान्ति पर प्रहार करना चाहते थे कि क्या धनुष टूटने पर ही श्री सीता 
ओर श्री राम का विवाह होगा? यदि कोई महाराज दशरथ से, अयोध्यावासियों 
से पृषे कि भगवान्‌ राम ओर सीता का व्याह कव हुआ, तो वे क्या उत्तर 
देगे? यही कि अगहन शुक्ल पंचमी को । “रामचरितमानस में इसका 


लध्मण चरित्र ^ २८६ 


संकेत प्राप्त होता है- 
हिम रितु अगहनु मासु सुहावा । 
ग्रह तिथि नखतु जोग बर वारू॥ 
लगन सोधि विधि कीन्ह विचा।।१८३११८५-६ 
-अगर यही प्रश्न कोई विश्वामित्र से कर दे, तो व्यावहारिक दृष्टि 
से वे यही उत्तर देगे कि- 
टूटत्ही धनु भयउ बिबाहू ।१८२८५८८ 
धनुष जब टूट गया, तो विवाह तो उसी दिन हो गया, अव 
ओपचारिकता का निर्वाह किसी भी दिन हो, उसका कोई महत्त्व नहीं । 
ओर यदि कोई लक््मणजी से पूष्ठे कि विवाह कव हआ, तो वे कह देँगे 
कि विवाह तो कल पुष्पवारिका में हो चुका टै, अव आपकी सन्तुष्ट कं 
लिए ओपचारिकता का निर्वाह हो सकता है, पर मेरे लिए उसका कोई 
महत्त्व नहीं । फिर तात्िक दृष्टि से जो कालतत्व टै, उसे तो ज्ञात है कि 
वह विवाह चिरन्तन है, यह विवाह होता नहीं है । शक्ति ओर ब्रह्म तो 
शाश्वत रूप से मिलित है, एकाकार हैँ, तब भला इनके विवाह का क्या 
प्रश्न ?- 
एक अनादि अनन्त अनुपम लाल प्रिया मे भई न चिन्हारी। 
एसा ही प्रश्न शंकर ओर पार्वती कं विवाह के विषय मेँ आता हे। 
जब देवगण ब्रह्माजी से प्रार्थना करते हँ कि आप चलकर शंकरजी से 
अनुरोध कीजिए कि वे पार्वतीजी से विवाह करलं, तो वे शंकरजी के 
पास प्रार्थना करने तो जाते हे, पर बड़ी चतुराई से अपनी बात रखते है । 
वे जानते हैँ कि यदि मेँ शंकरजी से कह दूँ कि आप पार्वतीजी से विवाह 
कर लीजिए, तो सम्भवतः शंकरजी से फटकार मिल जाए कि यही तुम्हारा 
ज्ञान है, जो शक्ति ओर ब्रह्म का विवाह होगा । अभी यदि विवाह होना 
हे तो अब तक क्या था? जिस समय पेना कहती है कि इस पागल वर 
से में अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगी, तो नारद आकर समञ्जाते हए 
कहते हैँ-यदि पार्वती तुम्हारी कन्या मात्र होती, तव भले ही तुम कह 
सकती थीं कि अपनी लड़की शंकर को नहीं दूगी। पर वह तो- 
मयना सत्य सुनहु मम वानी । 
जगदबा तव सुता भवानी॥।९८६७८२ 


€० ^ लक्ष्मण चरित्र 


साक्षात्‌ जगज्जननी भवानी टै । वह “सदा संभु अरधंग निवासिनि' शाश्वत 
रूप से शंकर के साथ निवास करती है। यह तो तुम्हं एक सुजवसर प्राप्त 
हआ है कि कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त करो। वस्तुतः तुम्हारे विवाह 
करने न करने से शिव-पार्वती के विवाह का कोड सम्बन्ध नहीं। 

इसीलिए जब ब्रह्माजी शंकरजी के पास जाते हैँ, तो उनसे एसा नहीं 
कहते कि आप विवाह कर लीजिए, बल्कि बड़ी चतुराई से अपनी वात 
रखते हए कहते है 

सकल सुरन्ह के हदये अस संकर परम उछाहू । 
निज नयनन्हि देखा चहं नाथ तुम्हार विबाहू॥॥१८८य 

भगवान्‌, सब देवतागण अपनी ओखां से आपका विवाह देखना चाहते ह । 
ब्रह्मा का तात्पर्य यह है कि प्रभो, आपका विवाह तो शाश्वत है पर हम 
लोग नहीं देख पाए हैँ, इसलिए एेसी कृपा कीजिए, जिससे हम भी आपका 
विवाह देख सके । संसार के माता-पिता अपने बालक के आग्रह पर उसे 
तरह-तरह के खेल दिखलाते है, पर यदि बालक कटे कि हम तो आप 
दोनों का विवाह देखना चाहते हैँ, तो वह उसे नहीं दिखला सकते । पिता 
अपने वच्चो को विश्व मेँ सर्वत्र घुमा सकता है, चन्द्रलोक में भीलेजा 
सकता है, पर अपना व्याह उसे कैसे दिखा सकता है? ब्रह्माजी मानो 
भगवान्‌ शंकर से यह कहना चाहते हैँ कि आप तो ईश्वर है, जगत्पिता 
है, आपका चमत्कार यही है कि एक साधारण पिता अपने वच्चे को जो 
दिखा नहीं सकता, वह आप कर सकते है, आप अपने बच्चों को अपना 
विवाह दिखला सकते है । व्यक्ति तो वर्तमान मेँ ही रह सकता टै, वह 
भूतकाल मेँ कसे जाएगा? पर अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ टे, तो वह भूत 
को वर्तमान के रूप में परिणत कर सकता है ओर इस प्रकार अपनी 
सामर्थ्य का परिचय दे सकता है। तो यही चमत्कार हमें शंकर-पार्वती ओर 
राम-सीता के विवाह में परिलक्षित होता है। 

तुलसीदासजी से पृष्ठा गया कि ईश्वर निर्गुण है या सगुण? उन्होने 
कहा “हिय निर्गुन नयनन्हि सगुन'-हदय कं लिए वह निर्गुण है ओर नेत्रो 
के लिए सगुण! ब्रह्मा भी मानो यही कहना चाहते हैँ । भले ही ब्रह्म ओर 
शक्ति का मिलन शाश्वत हो पर नेत्रां कीर्मोग यहदहे कि हम उस्र मिलन 
को देख सके । जिस वस्तु को हम देख नहीं पाते, उसकी रसानुभूति कैसे 


लक्ष्मण चरति ^ ६१ 


हो? तो ब्रह्माजी इस रसानुभूति कं छल से, शिव-पार्वती का विवाह देखना 
चाहते हँ । ओर ब्रह्माजी की आकांक्षा पूर्णं हो गई । पर जव वह राम-सीता 
का विवाह देखने गए, तो बात, कुछ दूसरी हौ गई । शिवजी का विवाह 
तो उन्होने अन्य परम्परा से देखा, पर जव वे श्री राम का विवाह देखने 
जाते है, तो उसे मानव परम्परा में देखते हैँ । वे सोचते हैँ कि विवाह 
जनकपुर मे हो रहा है, व जनकपुर भारतवर्ष मेँ टै, भारतवर्ष ब्रह्माण्ड में 
हे, जिसका रचयिता, निर्माणकर्ता मेँ ह| पर वँ 
विधिहि भयउ आचरजु विसेषी । 
निज करनी कु कतं न देखी। १८२१३८८ 

- ब्रह्माजी को अपना बनाया कुछ नहीं दिखता । वे आश्चर्य से 
सोचते ह कि किसी दूसरे ब्रह्मा के ब्रह्माण्ड में तो नहीं चला आया । यह 
सव किस ब्रह्माण्ड की वस्तु है? शंकर जी ब्रह्मा की इस भ्रान्ति को पहचान 
जाते हे । ब्रह्माजी वुद्धि के देवता ह ओर शंकरजी विश्वास के। जब 
शंकरजी का प्रसंग था, तब बुद्धि के देवता की बुद्धि सुस्थिर थी, पर अव 
जब श्री राम का प्रसंग आया तो, उनकी बुद्धि विचलित हो गई, ओर 
तब विश्वास ने संकेत दिया- 

सिवं समुञ्ञाए देव सब जनि आचरन भुलाह्‌ । 
हदयं विचारहु धीर धरि सिय रघुवीर विआहू॥ १८३१४ 

ब्रह्मा! अचरज न करो, यह श्री सीता ओर श्री राम का विवाह हे। 
कितना अनूठा व्यग्य था ओर व्यंग्य मेँ कितनी वड़ी वात कह दी गई। 
ब्रह्माजी देख रहे थे कि मेरा बनाया हआ संसार करा चला गया ओर 
शंकरजी व्यंग्य के माध्यम से संकेत करते हैँ कि तुम अभी जन्मे कर 
हो, जो अपना बनाया संसार खोज रहे हो। तुम स्वयम्भू तो हो नहीं, 
तुम्हारा भी कोड जन्मदाता है। अभीतो श्री सीता ओर श्री राम का विवाह 
हो रहा हे, उसके बाद ब्रह्मा का जन्म होगा ओर तब वह अपना संसार 
बनाएगा । शंकरजी का अभिप्राय यह था कि जो व्यक्ति अपनी सत्ता को 
नहीं भूल सकेगा, वह राम-सीता का विवाह कैसे देख सकेगा? जो शाश्वत 
मिलन है, उसे देखने के लिए तो व्यक्ति को अपनी सत्ता को भूल जाना 
होगा, ब्रह्मा को अपने काल का विस्मरण कर देना होगा। 

बस, यही दृष्टि लक्ष्मणजी की थी, जव उन्होने कहा कि यदि प्रभु 


६२ ^ लक्ष्मण चरसि 


आज्ञा दे, तो में इस शिवधनुष को तोड़ दूं। वे यह नहीं मानते थे कि 
धनुष के टूटने पर श्री राम ओर श्री सीता का विवाह होगा। वे तो उनके 
विवाह को चिरन्तन ओर शाश्वत मानते थे। ब्रह्म ओर शक्ति के मिलन 
का सम्बन्ध धनुष के टूटने या न टूटने से नहीं हो सकता है । इसलिए 
जब महाराज जनक ने कहा कि मेँ तो प्रतिज्ञा तोड़कर अपनी कन्या का 
विवाह कर दू, पर क्या करस, पुण्य के नष्ट होने का उर है- “सुकृत जाइ 
जो पनु परिहरऊॐ'-तो लक्ष्मणजी व्यंम्य करते हैँ कि धनुष टूटने के दो 
उदेश्य हो सकते टै-एक तो विवाह ओर दूसरा महाराज जनक के पुण्य 
की रक्षा। विवाह को तो पँ उदेश्य मानता नी, पर हौ, यह मेँ मान सकता 
ह कि महाराज जनक के पुण्य की रक्षा कं लिए धनुष का टूटना आवश्यक 
हे । पहला कार्य तो बडे भाई के दारा हो गया, अब यह दूसरा कार्य छोटा 
भाई कर दे। 

इस प्रकार श्री लक्ष्मण उस महान सत्य की ओर निर्देश कर रहे हँ 
जह पर ब्रह्म ओर शक्ति एक-दूसरे से शाश्वत रूप से मिलित द । महाराज 
जनक इस सत्य का बोध श्री लक्ष्मण से प्राप्त करते है। यह विचित्र-सी 
बात है कि परशुराम ओर जनक दोनों प्रारम्भ में लक््मणजी से असन्तुष्ट 
थे। परशुराम संसार कं सबसे बडे वीर थे ओर जनक सबसे बड़ ज्ञानी । 
परशुराम चाहते थे कि धनुष न टूटे ओर जनक चाहते थे कि धनुष टे । 
दोनों परस्पर विपरीत विचारधारा का पोषण करते दिखाई देते है, पर एक 
बात से दोनों एकमत हैँ ओर वह है लक्ष्मणजी के विषय मे । दोनों लक्ष्मणजी 
से सन्तुष्ट नहीं है । जनक को लगता है कि यह बालक मर्यादा का 
अतिक्रमण कर रहा है । जब लक्ष्मण सबके सामने जनक को फटकार देते 
है, तो जनक को लगता है कि इसने सवकं सामने मुञ्े असम्मानित कर 
दिया, ओर परशुराम तो बालक की धृष्टता से अतिशय रुष्ट हैँ टी । जब 
लक्ष्मण परशुराम के विरुद्ध बोलने लगे, तब परशुराम ने तो कहा ही कि 
यह लडका बड़ा अनुचित बोलता हे, पर जनक भी बोल उठे-“मष्ट करहु 
अनुचित भल नाही" (१८२७७८६)- बस, चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा 
नहीं । यहा पर जनक ओर परशुराम, दोनों एकमत रै, पर अन्त में दनां 
ही अपने मत को परिवर्तित करने के लिए बाध्य हो जाते हैँ । जनकजी 
स्वीकार करते हैँ कि यदि लक्ष्मणजी न होते, तो हम दोनों सत्य से वंचित 


लक्ष्मण चरित्र ^ ६३ 


रह जाते। परशुरामजी ने जाते-जाते भगवान्‌ राम को प्रणाम किया ओर 
वन्दना करते हए केवल राम की ही स्तुति नहीं की, वरन्‌ कहा- 
अनुचित वृहत केऽ अग्याता । 
छम्‌ छमामदिर दोउ भ्राता॥ १८२८४८६ 

-.आप दोनों भाई अत्यन्त क्षमाशील टै । हे राम! मै केवल आपसे 
नहीं, बल्कि लक्ष्मण से भी क्षमा-याचना करता हू. जो अनजाने में, में 
अनेक अनुचित शब्दो का प्रयोग कर वेठा ' जब परशुराम चले गए तो 
जनक अत्यन्त संकोच के साथ विश्वामित्र के पास आकर खड़े हो गए । 
भगवान्‌ राम ओर श्री लक्ष्मण भी वहीं खड़े थे। जनकजी को स्मरण हो 
आया कि ने पहले कह दिया था कि यह बालक बड़ा अनुचित बोलता 
है । वे तुरन्त क्षमायाचना के स्वर में लक्ष्मण को सुनाते हए विश्वामित्रजी 
से धीरे से कहते ह 

“मोहि कृतकृत्य कीन्ह दुह भाई । "१८२ ८५८६ 

दोनों भाइयों ने हमें कृतकृत्य किया । उन्हें कहना तो यह चाहिए 
धा कि श्री राम ने धनुष तोड़कर कृतकृत्य किया, पर लक्ष्मण ने तो मेरी 
प्रतिष्ठा ही उतार डाली थी, भरी सभा में मुञ्चे अनादृत कर दिया था, पर 
वे कहते हैँ कि दोनों भाईयों ने मुञ्चे कृतकृत्य किया है । इसका अभिप्राय 
यह है कि भले ही कृतकृत्यता की भूमिका श्री राम ने सम्पन्न की हो, 
पर यदि लक्ष्मण न होते, तो शायद यह भूमिका आगे बट्‌ ही नहीं पाती । 
इसीलिए जनक श्री राम की अपेक्षा लक्ष्मणजी के प्रति अधिक कृतज्ञता 
का अनुभव करते है, ओर उन्होने इस कृतज्ञता को व्यवहार में प्रदर्शित 
भी किया । उनके कुल मेँ जिन चार कन्याओं का विवाह हुजा, उनमें लक्ष्मणजी 
के प्रति अर्पित की जाने वाली उर्मिला जनकजी की ही कन्या थी। जनक 
को लगा किमे ज्ञानी कहलाता हू पर लक्ष्मण की भूमिका तो उससे भी 
हूत आगे है । मै समञ्जता था कि सृष्टि के सत्य का, अध्यात्म तत्त्व का 
मुञ्े ज्ञान हो गया है, पर लक््मणने तो मुञ्े बता दिया कि भँ शायद 
सत्य से वंचित था, दूर था। जब लक्ष्मण बोल रहे थे, तो मुञ्चे लगा था 
कि वे आवेश मेँ है, पर वस्तुतः वे इतने संयत, इतने सुनियन्त्रित थे, जिसकी 
तुलना नहीं हो सकती । ओर सचमुच लक््मणजी नै अपने आचरण से वह 
दार्शनिक तत्तव प्रकट किया, जो महाराज जनक भूल चुकं थे। 


£४ ^ लक्ष्मण चरित्र 


वेदान्त मेँ ब्रह्म का वर्णन प्रकाश के रूपमेँ किया गया है, ओर 
प्रकाश की भूमिका किसी वृत्ति के रूप मेँ नहीं होती, अतः ब्रह्म स्वभाव 
से सक्रिय नहीं होता । प्रकाशक की भूमिका केवल प्रकाश की होती है। 
प्रकाश में वेठकर यदि रामायण की चर्चा की जाए, तो प्रकाश्च कोई बढावा 
नहीं देगा, ओर यदि उसमें बैठकर कोई गन्दा, अश्लील साहित्य पटे, तो 
वह कोई आपत्ति भी नहीं करेगा, क्योकि ब्रह्म साक्षी-रूप से विद्यमान टहै- 

जद्यपि सम नहिं राग न रोषू। 
गहि न पाप पनु गुन दोषू॥२८२१८.३ 

अब एसे ब्रह्म को भूमिका को अपनी इच्छा के अनुरूप सम्पन्न 
कराना हो, तो उसमें प्रेरणा उत्पन्न करनी होगी । यह कठिन कार्य लक्ष्मणजी 
करते हैँ । भगवान्‌ राम में तो किसी बात के लिए अपनी कोई प्रेरणा है 
नहीं । वह तो लक््मणजी है, जो अपने वचनो से उनमें प्रेरणा उत्पन्न करते 
है । गोस्वामीजी लिखते हैँ कि लक््मणजी के वचन सुनकर भगवान्‌ राम 
पुलकित हो गए, उनके शरीर मेँ रोमांच हो आया । अभिप्राय यह है कि 
श्री राम में प्रेरणा का उत्स फूट पड़ा । यदि ब्रह्म पहले से ही पुलकित हआ 
होता, तो शायद सक्रिय होकर उठ खड़ा होता ओर धनुष टूट चुका होता । 
पर श्री राम तो बैठे हए है ओर जनक निराश ही खडेदहै। श्री राम में 
प्रणा उत्पन्न कर उन्हे उठाने का कार्य श्री लक्ष्मण सम्पन्न करते हैँ । ओर 
उनकं दारा धनुष का भंजन करा कर जनक की निराशा को दूर करते 
है । 

संसार की भी टीक यही दशा है । यह धनुष-यज्ञ क्या है? यह धनुष 
अन्धकार का द्योतक है। इस धनुष के अन्धकार से प्रत्येक व्यक्ति दुःखी 
है । धनुष-यज्ञ मेँ दो प्रकार की भूमिकार् प्राप्त होती हैँ । एक भूमिका तो 
उनकी टे, जो चाहते टै कि अन्धकार दूर हो ओर दूसरी भूमिका उनकी 
हे, जो अन्धकार को टूर करने बडी संख्या मे आए हए टै । समाज में 
भीये दो प्रकार की भूमिकार्णें हआ करती हैँ। एक तोवेर्है, जो दुःखी 
है, जो व्यग्रहँकि दुःख दूर कैसे हो ओर दूसरे वे, जो उपदेशक बनकर, 
प्रचारक बनकर, नैता बनकर, सुख देने वाले की भूमिका लेकर उत्साहपूर्वक 
दुःख दूर करने के लिए सामने आते हैँ । धनुष-यज्ञ में जो दुःखी है, वे 
हैँ जनकपुरवासी ओर जो दुःख दूर करने वाले है, वे हैँ हजारो राजा, जो 


लक्ष्मण चरति ^ ६५ 


यज्ञ मँ सम्मिलित हए हँ । दुःखी ओर दुःख दूर करने वालों का समाज 
एकत्र हज है । पर अन्त मेँ होता क्या है? 

प्रातःकाल भगवान्‌ राम ने लक्ष्मण से पृषछठा-लक्ष्मण, क्या सूर्य निकल 
आया है? लक्ष्मणजी ने उत्तर दिया-एक सूर्य निकल आया पर दूसरा सूर्य 
दो षण्टे बाद निकलेगा! प्रभु ने पूछठा-यह दूसरा सूर्य कौन है ओर उसके 
दारा कौन-सा अन्धकार दूर होगा? लक््मणजी ने कहा- प्रभो! यह जो 
धनुष का अन्धकार है, वह आपकी भुजा कं सूर्य कं दारा दूर होगा। 
भगवान्‌ राम ने लक्ष्मण की ओर आश्चर्य से देखा। कहा-लक््मण! तुम 
यह कंसे कल्पना करते हो कि धनुष मेरे दारा ही टूटेगा? धनुष तोडने 
की इच्छा लेकर तो हजारों राजा आए हए टै, यह भी तो सम्भव है कि 
मुञ्जसे पहले धनुष तोडने की चेष्टा ओर कोई राजा करे ओर धनुष टूट 
जाए? लक्ष्मणजी कहते टँ - महाराज! इनमें से एक भी व्यक्ति एेसा नहीं 
टे, जो धनुष को तोड़कर अन्धकार दूर करने आया हो । जो दुःखी हैँ 
वे भला दुःख को कैसे दूर कर सकंगे, पर जो दुःख दूर करने आए हैँ 
वे भी कितना दुःख दूर कर पार्णेगे यह विचारणीय है! लक्ष्मणजी का व्यंग्य 
यह था कि प्रभो ! रात्रि को जब अन्धकार होता है, तब प्रकाश लेकर आने 
वालो की संख्या क्या कम होती है? ओर दिन में आकाश पर दृष्टि डालिए 
तो आपको एक ही सूर्य दिखाई देगा । मतलब यह टै कि दिन मेँ अन्धकार 
दूर करने की इच्छा वाला एक ओर रात्रि में लाखों । पर विचित्र बात यह 
है किं रात के लाखों प्रकाशधर अन्धकार को दूर नहीं कर पाते, जबकि 
दिनि का अकेला प्रकाशधर अन्धकार दूर कर देता है। तात्पर्य यह है कि 
रात वाले अन्धकार का दुःख दूर करने का स्वांग करते हृए भी वास्तव 
मे दुःख दूर करने नहीं आते । चन्द्रमा, तारे, नक्षत्र ये अन्धकार में चमकते 
हे पर इनमें से किसी में सचमुच की इच्छा नहीं कि अन्धकार दूर हो 
जाए । क्यो ? यदि आप चन्द्रमा ओर तारों से पृष्ठ देखें कि जब तुम लोग 
इतनी चमक लेकर आए हो तो क्या सचमुच चाहते हो कि अँधेरा टूर 
हो जाए?-तो यदि वे अपने हृदय की बात कह सक, तो यही करेगे कि 
भई! यदि अंधेरा ही मिट जाए, तो हम चमकेगे कटो ? इसलिए हम चाहते 
है कि अधेरा बना रहे ओर हम चमकते रहें । इस प्रकार व्यक्ति दुःखी 
कं दुःख का भी शोषण करता है। एसे जितने भी लोग है, वे दूसरों के 


६६ ^ लकमण चरित्र 


दुःख से लाभ उटाने वाले है । तो, लक्ष्मणजी का अभिप्राय यह है कि प्रभो! 
अन्धकार दूर करने वस्तुतः केवल आप आए है, क्योकि आप निःस्पृह है, 
आपको कुछ भी नहीं चाहिए । अन्य सव राजा लोग तो धनुष तोड़कर 
सीताजी को पाने आए हैं। श्री राम के सामने सीताजी को पाने की 
समस्या नहीं डे, क्योकि सीताजी तो उन्हीं की हैँ । समस्या उन राजाओंं 
क सामने है, जो सीताजी को पाना चाहते दँ । उनके तथा सीताजी कं 
वीच मेँ धनुष आ जाता है । राजाओं का वस चले, तो जनक की प्रतिज्ञा 
को वीच से हटा दें। पर लाचारी हे। ओर प्रत्येक राजा इस धनुष-रूप 
अन्धकार को दूर करने के लिए बूत उत्साहित है । यदि कोई निरुत्साही 
वेट हआ टै, तो वह हैँ भगवान्‌ राम । पुष्पवाटिका मेँ सीताजी को देखकर 
वे अनुराग में इब गए थे- 
.सिय मुख ससि भए नयन चकोरा" ।१८२२६८३ 
-सीताजी के मुखरूपी चन्द्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए 
धे। सीताजी कें आभूषणों की ध्वनि सुनकर उन्होने लक्ष्षणजी से कहा 
था- 
मानै मदन दुन्दुभी दीन्दी। 
मनसा विस्व विजय करटं कीन्टी।॥१८२२६८२ 
-यह ध्वनि एेसी आ रही टै, मानो कामदेव ने विश्व को जीतने 
का संकल्प करकं डके पर चोट मारी है। सीताजी के शृंगार को देखकर 
वे बोल उठे थे- 
सब उपमा कवि रहे जुटारी । 
केहि पटतरौं विदेहकुमारी॥१८२२६८८ 
-सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है, मेँ जनकनन्दिनी 
सीताजी की उपमा किससे दद? ओर आज जब धनुष-यज्ञ मे जनक कं 
बन्दी-जनों ने घोषणा की कि जो धनुष को तोडेगा, उसे सीताजी प्राप्त 
होगी, तो भगवान्‌ राम उस घोषणा को सुनकर भी शान्तभाव से अचल 
वैठे हए टै । अन्य राजागण कितने उत्साही दिखाई दे रहे है! गोस्वामीजी 
उनके उत्साह को व्यक्त करने के लिए एक शब्द जोड देते ट - “परिकर 
बोधि"-कमर में फटा वौँधकर। श्री राम कं लिए फटा बोधने का उल्लेख 
वे नहीं करते। ये राजा जो कमर में फटा बोध तमककर्‌ धनुष की ओर 


लध्मण चरित्र ^ ६७ 


जा रहे है, वह धनुष को तोडने की कामना लेकर नहीं अपितु सीताजी 
को पाने की कामना लेकर। ओर उनमें से प्रत्येक व्यग्र हे कि मँ पहले 
पर्हूवकर धनुष को तोड़ दू, ताकि सीता मुञ्जी को मिले। वे चलते समय 
अपने-अपने इष्टदेवों को प्रणाम करते हैं-“चले इष्टदेवन्ह सिर नाई" 
(१८२४६८६), मानो उनसे प्रार्थना करते हैँ कि धनुष के टूटने में हमारी 
सहायता करो । किसी ने गणेश को प्रणाम किया होगा, तो किसी ने 
शिव-पार्वती को, किसी ने लक्ष्मी को, तो किसी ने नारायण को। पर व्यंग्य 
यह है कि सबकी प्रार्थना व्यर्थं चली गई । ओर क्यों न जाए? गणेशजी 
का कोड एक भक्त ही तो होगा नहीं, हजारों भक्त होगे । जो गणेश भक्त 
धनुष के पास जा रहा है, वह कामना कर रहा है, कि धनुष टूट जाए, 
पर अन्य जितने गणेश-भक्त उम्मीदवार है, वे मानते हैँ कि प्रभो, देखना, 
धनुष टूटने न पाए । अब गणेशजी किसकी वात मानें । एक की या अन्य 
हजारों की? ओर जब उस एक से धनुष नहीं टूटा, तो वह लौरता हआ 
गणेश से मनाता है कि मुञ्जसे नहीं टूटा तो न सही, पर अब दूसरे किसी 
से टूटने न देना! तात्पर्य यह है कि उन राजाओं में कोई भी धनुष को 
तोडने के लिए उतावला नहीं है । उनमें से प्रत्येक की मग यह टे कि 
धनुष टूटे, तो मुञ्जसे टृटे, अन्यथा किसी से भी न टृूटे। सफलता मिले, 
तो मुञ्चे मिले, नेतृत्व मिले तो मुञ्चे मिले, यश मिले तो मुञ्चे मिले, अन्य 
किसी को न मिले। यदि धनुषरूप अन्धकार समाप्त हो तो मेरे द्वारा ही, 
नहीं तो अन्धकार बना रहे, कोई हजं नहीं । यही उन सबका मनोविज्ञान 
हे। परिणाम यह होता है कि वे सारे असफल हो जाते हैं। अकेले श्री 
राम ही है, जो शान्त भाव से बैठे हए सारा तमाशा देख रहे हैँ । उनमें 
सीताजी को पाने की कोड कामना नहीं। पर धनुषरूप अन्धकार को तो 
समाप्त करना ही होगा । इसलिए यह आवश्यक है कि कोई उनमें धनुष 
को तोडने की प्रेरणा उत्पनन करे । ओर यह महान्‌ कार्य लक्ष्मणजी सम्पन्न 
करते हे । 

एक अर्थ में श्री लक्ष्मण श्री राम से भी महान्‌ दिखाई देते है-श्री 
राम से अधिक निष्काम प्रतीत होते हँ । अब तक धनुष का भंजन चाहने 
वाले दो प्रकार के लोग ही हमारे सामने जए थे-एक तो जनकपुरवासी 
थे, जिनका अपना कोई स्वार्थं नहीं था, ओर दूसरे थे वे राजागण, जो 


६८ ^ लक्ष्मण चरित्र 





सीता को पाना चाहते थे, पर जिनमें सामर्थ्य नहीं थी। अब एक तीसरे 
व्यक्ति श्री लक्ष्मण के रूप मेँ हमारे सामने आते है, जिनमें धनुष को 
तोडने की क्षमता है, पर जो उसके टूटने से मिलने वाले फल को ग्रहण 
करने की इच्छा नहीं रखते । उनमें इतनी शक्ति है कि वे क्षण-भर में धनुष 
को तोड़ सकते है, पर न उन्हं शक्ति चाहिए ओर न सत्ता। वे तो केवल 
लोककल्याण के लिए व्यग्र, श्री राम को प्रेरित करने के लिए आतुर 
है। वे विरागी ब्रह्म को सक्रिय बनाने के लिए अपने अन्तर का अनुराग 
उसमें प्रेरित करते हैँ । श्री राम का श्री सीता के प्रति अनुराग पुष्पवारिका 
मे लक्ष्मणजी के सामने प्रकट हज था। पर श्री लक्ष्मण के अन्तःकरण 
मे भगवान राम को छोड ओर किसी की कामना नहीं है। इसलिए जब 
वे अपना अनुराग श्री राम के अन्तःकरण मेँ प्रेरित करते है, तो श्रीराम 
सचमुच सक्रिय हो जाते हैँ । भगवान्‌ राम भी लक्ष्मण की निष्कामता के 
कायल है, वे लक्ष्मणजी को अपने आप से अधिक निष्काम मानते है। 
} अरण्यकाण्ड मे एक प्रसंग आता है सीता कं वियोग मेँ प्रभु आकुल 
हो गए । जब वन में बसन्त का आगमन हआ, तो श्री राम को लगा कि 
कामदेव ही मानो सेना लेकर आक्रमण करने के लिए आ गया हे । उन्हनि 
कहा-लक््मण! कामदेव ने चद्ई करने का बड़ा उचित अवसर दूय है। 
कामदेव नै पता लगा लिया कि मँ “विरह बिकल बलहीनः ह| जब तक 
सीता के रूप में शक्ति मेरे पास थी, तब तक काम को मुञ्ज पर आक्रमण 
करने का साहस नहीं हआ । पर अब जब उसे पता चल गया कि मेँ शक्ति 
से रहित हु, तो मुञ्चे बलीन समञ्जकर अपनी सेना को ले चटाई करने 
आ गया । पर उसे साहस नहीं हुजा ओर मुञ्ज पर विना चटाई किए वापस 
लौट गया । जानते हो, लक्ष्मण! वह क्यों सेना लेकर वापस चला गया ?- 
विरह विकल बलहीन मोहि जानेसि निपट अकेल । 
सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेल।।३८३७(क) 
देखि गयउ भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात । 
डेरा कीन्ठेउ मनं तब कटक हटकि मनजात।। ३८३७ (ख) 
-उसने अपना दूत यह देखने भेजा था कि मेरे साथ कीं मेरी 
शक्ति या मेरा कोई सहायक तो नहीं हे । दूत ने आकर जव मुञ्चे शक्ति 
कं विरह में रोते, विलाप करते देखा, तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि इसे हराना 


लक्षण चरित्र ^ ६६ 


तो बडा सरल कार्य है। पर ्योँही उसकी दृष्टि तुम पर पडी, वह घबरा 
गया ओर उसने जाकर कामदेव को सूचना दे दी कि उसकं साथ तो 
उसका अनुज लक्ष्मण है। बस, क्या था! कामदेव इतना उर गया! कि वह 
सेना को लौटाकर चला गया! 

भगवान्‌ राम का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण! मेँ सीता के वियोग में 
इतना व्याकुल ही गया कि अपना विवेक खो बैठने की नौबत आ गई, 
काम के सामने हार ही हो रही थी, पर तुम्हें देखकर काम स्वयं हार गया 
ओर मुञ्चे छोडकर चला गया । जव मेँ अपने वियोग की ओर देखता ह 
तो अपना विवेक खोने लगता हू, पर जब एक वार लौटकर तुम्हारी ओर 
देखता हू ओर सोचता हू कि देखो! दस दिन के वियोग मेँ मेरी यह कैसी 
दशा हो गई ओर तुम तेरह वर्षो से उर्मिला से अलग रहकर भी इतने 
प्रशान्त न ग हो, तो मुञ्े लज्जा आने लगी है ओर तुम्हारा वैराग्य मुञ् 
बचा ० भगवान्‌ राम लक्ष्मणजी की यह जो भावपूर्ण स्तुति करते 
है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हे । इसमें कोई सन्देह नहीं कि रामायण 
मेँ श्री राम की अपेक्षा जो अधिक निष्काम, वे है श्री लक््मण। उनकी 
निष्कामता बड़ी विचित्र है। आपको संसार में एेसे व्यक्ति तो मिर्लेगे, जो 
या तो सकाम टँ या निष्काम। पर एेसा व्यक्ति जो अपने लिए तो 
निष्काम हो, पर दूसरे के लिए सकाम, संसार में अत्यन्त ही विरल है। 
लक्ष्मणजी एसे ही विरल व्यक्ति ट । आपको एसे त्यागी ओर विरागी तो 
मि्तेगे, जो शंगार-रस से दूर रहते हों, पर एसे विरागी जो शृंगार की 
भूमिका में भी नाक-भों न सिकोडते हों, केवल लक््मणजी टै । ब्रह्मचारी 
कं आठ लक्षण शास्त्रों ने गिनाये है, जिनमें विषय का चिन्तन, श्रवण ओर 


=-------______~_~__~ ~~~ ५ 

तत्सम्बन्धी भाषण आदि वर्जित हे । पर लक्ष्मणजी का ब्रह्मचर्य, उनका 
वैराग्य एसा विलक्षण है कि शृंगाररस के बीच भी अष्टूता रहता है । 
रामचरितमानस' में श्री राम पर काम के आक्रमण के दो प्रसंग है-एक 
पुष्पवाटिका का ओर दूसरा, अरण्यकाण्ड का। एक में श्री राम ओर श्री 
सीता का मिलन है ओर दूसरे मेँ उन दोनों का वियोग। ओर दोनों ही 
प्रसंगो में श्री लक्ष्मण दर्शक ओर श्रोता टै । पुष्पवारिका के प्रसंगमें श्री 
राम कहते हैँ-लक््मण! मुञ्े एेसा लगता है कि कामदेव वाद्य बजाता हआ 
आक्रमण करने के लिए चला आ रहा है। ओर अरण्यकाण्ड के प्रसंगो 





१०० ^ लक्ष्मण चरि 


में वे कहते हैँ कि मुञ्चे अकेला, शक्तिहीन, विरही ओर विकल जान 
कामदेव अपने सेनापति बसन्त को ले मुञ्ज पर चटाई करने आ रहा है। 
दोनों प्रसंगो में भगवान्‌ राम संकेत से एक ही बात कहते हैँ, पर लक्ष्मणजी 
की भूमिका दोनों जगह अलग-अलग है । यह लक्ष्मणजी कं चरित्र का 
वैशिष्ट्य दहे। 

तो, मै आपको संकेत दे रहा था कि गोस्वामीजी पुष्पवाटिका का 
प्रसंग उत्थापित करके यह चाहते हैँ कि धनुष-भंग से पहले ही भगवान्‌ 
राम ओर सीताजी के सहज सात्विक प्रेम को प्रकट कर दिया जाए । यह 
भाव की भूमि में भी आवश्यक है ओर दर्शन की भूमि में भी-दर्शन 
की भूमि में यह बताने कं लिए आवश्यक है कि धनुष कं टूटने कं साथ 
ब्रह्म ओर शक्ति के विवाह का कोई सम्बन्ध नहीं ओर भाव की भूमि 
मेँ यह प्रकट करने के लिए आवश्यक हे कि जो प्रेम मर्यादा के मार्ग 
मेँ जाएगा, वह उच्चकोटि का नहीं होगा, मध्य कोरि का होगा। सहज 
प्रम की उत्कृष्टता बाग कं माध्यम से प्रकट होगी, जबकि मर्यादा का 
प्रम महल के माध्यम से उत्पन्न होगा । महल मर्यादा का प्रतीक है तथा 
वन ओर बाग उन्मुक्तता का। सहज प्रम उन्मुक्त वातावरण मे ही पनपता 
टे, महल की चारदीवारी मेँ नहीं । पर गोस्वामी जी भगवान्‌ राम को महल 
मेँ भी देखना चाहते हैँ ओर बाग में भी । वे यह तो चाहते हैँ कि भगवान्‌ 
राम मर्यादा के माध्यम से, प्रतिज्ञा को पूर्णं करते हए विवाह कर, पर 
साथ दही वे यह भी चाहते हैँ कि श्री राम ओर श्री सीता का जो सहानुराग 
हे, वह भी प्रकट हो। इसलिए उनके सामने समस्या आ खडी होती है 
किं शृंगार की भूमिका किस प्रकार लिपिबद्ध करे । गोस्वामीजी से पहले 
शुंगार-रस के इतने बड़े-बड़े कवि हुए ओर उन लोगो ने शगार पर इतना 
लिखा कि गोस्वामीजी के सामने प्रश्न जा गया कि शृंगार-रस को वस्तुतः 
काव्य में किस स्थान पर रखा जाए? उस समय साहित्य मे वृंगार-रस 
की एेसी अधिकता थी कि देश पतन की ओर उन्मुख हो गया था। 
राजाओं के आश्रय में रहने वाले कवियों ने अपने आश्रयदाता कौ 
प्रसन्नता कं लिए शंगार-रस की रचनाओं के दारा उन्हे शरीर ओर मोँसलता 
की ओर, भोग ओर वासना की ओर ही प्रेरित किया था। भगवान्‌ कृष्ण 
सम्बन्धी काव्य में भी, भक्तों को छोड़कर, कवियों का एक बहुत बड़ा 


लक्षण चरति ^ १०१ 


वग एसा था, जिसे श्रीकृष्ण के प्रति भक्ति नहीं थी, अपितु जिसने शुंगार 
के माध्यम से केवल अपनी वासना का समर्थन ओर प्रतिपादन किया 
था। इसीलिए गोस्वामीजी कं समक्ष यह प्रश्न खडा हो गया कि नुंगार 
के विना काव्य कैसे होगा? इस प्रश्न के समाधान के लिए उन्होने एक 
नइ कल्पना की । उन्होने निश्चय किया कि हम व्ुंगाररस का वर्णन तो 
करेगे, पर देहनगर में नहीं, अपितु विदेहनगर में । इसीलिए वे श्री राम 
के भंगार की कल्पना अयोध्या या लंका मेँ नहीं करते। विदेहनगर में 
करते हैँ । इसका अभिप्राय यह है कि जो देह है, वह श्वंगार को नीचे 
की ओर ले जाता टै। जो वस्तु देह मेँ धिर जाती टै, वह छोरी हो जाती 
हे । इसलिए गोस्वामीजी कहते हैँ कि यदि शृंगार को पूर्ण होना दहै, तो 
॥ देह से ऊपर उठना होगा । इसीलिए वे एक बड़ी सुन्दर कल्पना करते 
५ 
भगवान्‌ राम जव सीताजी के सौन्दर्य का वर्णन करने के लिए उपमा 
खोजते है तो सारे कवियों पर दोष मटृते हए कह उठते है- 
“सब उपमा कबि रहे जुगारी । 
केहि पटतरों बिदेहकुमारी।।' १८२२६८८ 
क्या करं इन कवियों को, जिन्होने सारी उपमार्णँ देहकुमारियों के 
लिए खपा दीं, अब मेँ विदेहकुमारी के लिए कोन-सी उपमा लगाऊँं! इस 


पर गोस्वामीजी कवियों की ओर से सफाई देते हए कहते महाराज! 


सीताजी को देने के लिए मैं एक उपमा बनाना चाहता ्हू। किसी ने 
गोस्वामीजी से कलहा-आप लक्ष्मीजी से उनकी तुलना कर दीजिए न। 
गोस्वामीजी बोले-नही, हम उस लक्ष्मी से सीताजी की तुलना नहीं करेगे, 
हम एक नई लक्ष्मी का सृजन करेगे । गोस्वामीजी से पष्ठ गया-यह नई 
लक्ष्मी केसी होगी? गोस्वामीजी इसके उत्तर में समुद्र-मंथन का रूपक लेते 


हैं । आप जानते होगे कि जव समुद्र का मन्थन किया गया, तो मन्दराचल ` 


को मथानी बनाया गया ओर वासुकि नाग को रस्सी । जब देवताओं ओर 
दत्यो ने मिलकर समुद्र को मथा, तो उसमें से चौदह रल निकले, जिनमें 
एक लक्ष्मीजी भी थीं । गोस्वामीजी कहते हैँ कि वैसे लक्ष्मीजी स्वयं में तो 
बड़ी भोली हँ । पर समस्या यह है कि वे अपने दो भाई-बहिनों से बड़ा 
प्रम करती है; इसलिए, हमें ये लक्ष्मीजी पसन्द नहीं - 


१०२ ^ लक्ष्मण चरि 


विष वारुनी बंधु प्रिय जेही। 
कटिअ रमासम किमि वेदेही॥ १८२४६८६ 

--उनका प्रिय भाई है विष ओर प्रिय वहिन टै मदिरा। मै एेसी 
लक्ष्मी चाहता ह, जिन्हं विष ओर वारुणी पसन्दी न हो, जौ उन्मादी न 
वनारणँ ओर मृत्यु की दिशा मेँ न ले जार्णँ । इसलिए गोस्वामीजी एक नई 
लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए एक अभिनव सृष्टि करते हैँ । वे कहते टै -समुद्र 
बदल दो, हमे खारा समुद्र नहीं चाहिए । हरमे तो छविरूपी अमृत का समुद्र 
चाहिए- “जौ छवि सुधा पयोनिधि होई" (१८२४६८७) । पहले कें समुद्र 
मन्थन मे कठोर मन्दराचल को मथानी बनाया गया था। वैसे मथानी को 
तो हल्का होना चाहिए, क्योकि यदि वह भारी हो, तो वह नीचे चली 
जाएगी ओर सम्भव है पात्र को ही तोड देँ। उससे मक्खन तो क्या 
निकलेगा, मूल तत्त्व ही नष्ट हो जाएगा । इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए 
कि मथानी बहत भारी न हो। पर यदि वह बहुत हल्की हौ गई, तो भी 
समस्या रहेगी, वह नीचे तक पर्हैवकर नटीं मथ पाएगी । इसलिए मन्दराचल 
को मथानी बना दिया गया, ताकि सागर के अन्तराल में प्रवेश करकं वह 
उसे मथ सके । पर मन्दराचल रूपी भारी मथानी को सम्हालने की समस्या 
आ खडी हई । तब भगवान ने कहा कि ठीक है, मैँ कष्टा बनकर नीचे 
वैठ जाता ह ओर अपनी पीठ पर मन्दराचल को सम्हाल लेता हूः फिर 
आप मथानी चला लें। इससे मथानी नीचे नहीं जा पाएगी ओर रल 
निकल आर्णेगे। तो, यह तो पुराने समुद्र-मन्थन की मथानी इई । अव इस 
नए समुद्र के मन्थन के लिए गोस्वामीजी मथानी किसकी बनाते टँ - “मन्दिर 
सिंगार" - शंगार-रस का मन्दराचल लाते है । इसका कुजा कौन है ?- “परम 
रूपमय कच्छपु सोई ।-कषुआ तो वही श्री भगवान्‌ ही रहैगे, उसे नहीं 
बद्लेगे। ओर रस्सी? “सोभा रजु" अर्थात्‌ शोभा की रस्सी होगी, वासुकि 
नाग की नहीं । ओर इस समुद्र को मथेगा कोन ?- “मयै पानि पंकज निज 
माख"-स्वयं कामदेव अपने कर-कमलों से मथेगा। अव इस मन्थन से जो 
लक्ष्मी उत्पन्न होगी उनकी तुलना हम सीताजी से करेगे। 

कैसी सजीव कल्पना है! गोस्वामीजी कहते हैँ कि शुंगार-रस के 
विना काव्य की सृष्टि मेँ आनन्द नहीं आएगा । पर वे शृंगाररस की 
तुलना मन्दराचल से, मथानी से करते हैँ । यदि मथानी रस्सी के दारा बधी 


लक्ष्मण चखित्रि ^ १०३ 


नहो, तो गिर जाएगी ओर मन्थन नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार यदि 
शृगार-रस को मर्यादा की रस्सी के दारा बधा न जाए, तो शृंगार उच्छुखल 
हो जाएगा, कवियों ने यही भूल कर दी। वे शुंगाररस तो ले आए, पर 
रस्सी नहीं लाए । फलतः उन्मुक्त शगार से समाज असन्तुलित हो गया । 
इसीलिए गोस्वामीजी चाहते हैँ कि शुंगाररस के मन्दराचल को शोभा की 
रस्सी से आवेष्टित कर दिया जाए, जिससे वह शोभा के विरुद्ध न हो। 
ओर इससे भी बड़ा संकेत वे यह देते है कि लोगों को रस्सी ओर मथानी 
ये दोनों तो दिखाई दे रहे टै, पर नीचे आधार के रूप में जो कच्छप 
भगवान्‌ है, वे दिखाई नहीं दे रहे है । अभिप्राय यह हे कि जिस शुंगार-रस 
कं आधार भगवान्‌ नहीं होगे, वह नीचे रसातल की ओर ही ले जाएगा । 
इस प्रकार- 
एहि विधि उपजे लच्छि जब सुन्दरता सुख मूल ।१८२४७ 

इस मन्थन से जो लक्ष्मी उत्पन्न होगी, उनकी तुलना सीताजी से 
की जा सकेगी । 

इस तरह विदेहनगर की वाटिका मेँ श्री राम ओर सीता का मिलन 
होता हे। इस शृंगार-रस के अनुभव मेँ श्री राम अपने साथ जिन्दं ले जाते 
है, वे ह श्री लक््षण। वैसे तो शृंगार के अनुभूतिकाल मेँ किसी तीसरे 
व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं होती, पर गोस्वामीजी शंगाररस के वर्णन 
मँश्री राम के साथ श्री लक्ष्मण का होना आवश्यक मानते है, जो वस्तुतः 
देह मं स्थित होते हुए भी विदेह ही हँ। वे विराग के घनीभूत रूप है । 
वे एसे विलक्षण विरागी हैँ जो दूसरों को तो अनुराग का अर्पण करते है 
पर स्वयं अनुराग कं भोक्ता नहीं बनते। 


॥ बोलिए सियाबर रामचन्ध की जय ॥ 


१०४ ^ लक्ष्मण चरति 


॥ श्रीरामः शरणं मम।॥ 


पचम व्याख्यान 


१, १।२,१,३,३।३।१।१।१।,१।१।३।१।१।२।१।१।१।४,३।२।१,२,१।१।१।१।२।३।१।१,१,२,२।१,२,३।२,२,१।३,।२,२।२।; 


श्री लक्ष्मण के चरित्र की विलक्षणता यह है कि भगवान्‌ राम कं सन्दर्भ 
में जहाँ अन्य पात्रों की भूमिका किसी विशेष प्रसंग में समाप्त हो जाती 
है, वह श्री लक्ष्मण भगवान्‌ राम से हर प्रसंग में जुड़े हृए हँ ओर अलग-अलग 
प्रसंग में उनकी भूमिका भी अलग-अलग हो जाती है। हम शुंगार-रस में 
श्री लक्ष्मण की भूमिका पर विचार कर रहे थे। शृंगार-रस सम्बन्धी जो 
मान्यता है, उसका अभिव्यक्त रूप हमें पुष्पवारिका-प्रसंग में प्राप्त होता 
हे । श्ंगार-रस के प्रसंग में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि यदि व्यक्ति 
अकेला होगा, तो उस रस की समग्रता नहीं होगी, क्योकि श्ंगार-रस की 
समग्रता के लिए दितीय की अपेक्षा होती है। फिर यदिदो के स्थान पर 
तीन व्यक्ति ही जारण, तो भी शुंगार-रस का परिपाक नहीं हो सकता। 
गोस्वामीजी एक विचित्र प्रकार का शृंगार प्रस्तुत करते है । सही यह टै 
कि भगवान्‌ राम अकले नहीं है । यदि श्री सीताजी ओर भगवान्‌ राम की 
उपस्थिति में शृंगार-रस की अभिव्यक्ति कर दी जाए, तो एेसी अभिव्यक्ति 
स्वाभाविक ही होगी, पर जब भगवान्‌ राम कें साथ श्री लक्ष्मण हों, तव 
शृंगार-रस का समग्र अवतरण सम्भव है क्या? यह प्रश्न है! भगवान्‌ राम 
बड़े भाई हँ ओर लक्ष्मण छोटे। क्या शुंगार-रस मेँ छोटे भाई की कोई 
भूमिका हो सकती है? वैसे देखा जाए तो सामान्यतः अन्तःकरण में उदित 
होने वाला वुंगार न तो अपने से छोटे के समक्ष प्रकट किया जाता है 
ओर न अपने से बड़े के समक्ष । लेकिन गोस्वामीजी एेसी दोनों स्थितियों 
को अमान्य कर देते हैँ 

पुष्पवारिका-प्रसंग का समापन वरहा होता है, जरह भगवान्‌ राम महर्षिं 


लक्ष्मण चरित्र ^ १०५ 


विश्वामित्र से अपने अन्तर्मन की स्थिति का उल्लेख करते हैँ । इससे भी 
अधिक आश्चर्यजनक टै पुष्पवारिका में श्री लक्षण का साथ रहना ओर 
भगवान्‌ श्री राघवेन्द्र का उनके समक्ष अपने मन की प्रत्येक दशा का वर्णन 
करना । अव हमें यह विचार करना है कि पुष्पवादिका-प्रसंग के माध्यम 
से गोस्वामीजी कोन-सा दार्शनिक, भावनात्मक अथवा चरित्र सम्बन्धी तत्तव 
देना चाहते हँ । आप देखेंगे कि उस प्रसंग का प्रारम्भ म्यदा द्वारा होता 
हे । मर्यादा के सम्पुट मेँ गोस्वामीजी का प्रेमरत सुशोभित टै। वास्तव में, 
भगवान्‌ राम पुष्पवारिका में श्री सीताजी कं सौन्दर्य को देखने नहीं आए 
है। वे तो गुरुदेव कं पूजन कं लिए पुष्प तेने हेतु लक्ष्मण को साथ लेकर 
आए हैँ । उसी प्रकार सीताजी भी भगवान्‌ राम को खोजने नहीं आई है । 
वे तो पार्वतीजी का पूजन करने आई हई है, तो भगवान्‌ राम वाटिका 
मे आकर मालियों से आज्ञा लेकर पुष्प-चयन कर रहे हैँ ओर श्री सीताजी 
अपनी सचि्यो के साथ आकर पार्वतीजी का पूजन कर रही हैँ। इसी के 
मध्य गोस्वामीजी शुंगार-रस की अवतारणा करते है, पर इसके साथ ही 
वे अपने दर्शन को अभिव्यक्त करना नहीं भूलते। वे कहते हैँ कि जब 
सीताजी पूजन कर रही होती हैँ, तब उनकी सखियों मेँ से एक वाटिका 
मेँ घूमती चली आती है ओर वर्ह श्री राघवेन्द्र को देखकर, उस दिव्य 
सौन्दर्य से अपने अन्तःकरण में एक दिव्य अनुराग का अनुभव करती है। 
वह किंशोरीजी के पास आकर अपने अन्तःकरण के भावों को प्रकट 
करती है । उससे श्री राम के सौन्दर्य का वर्णन सुन सीताजी के अन्तःकरण 
मेँ पुनीत प्रीति की स्फुरणा होती है- 

सुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। 

चकित बिलोकति सकल दिसि जनु सिसुं मृगी सभीत॥१८२२६ 

जिस सखी ने श्रीराम को देखा है उसे आगे कर लिया जाता है 
ओर सीताजी उसकं पीठे है । अन्य सचिर्यो श्री सीताजी के पीठे हँ । इस 
प्रकार सखियों से परिवेष्टित हो जब सीताजी श्री राम से मिलने जाती 
है, तो गोस्वामीजी लिखते ह- 

चली अग्र करि प्रिय सखि सोई । 
प्रीति पुरातन लखडइ न कोई।॥१८२२८८८ 
अव, “उपजी प्रीति पुनीत" ओर श्रीति पुरातन लखड न कोई" ये 


१०६ ^ लक्ष्मण चरित्र 


दोनों परस्पर-विरोधी वाक्य हैं। श्री राम के दर्शन से पूर्व ही सीताजी के 
अन्तःकरण में अनुराग उत्पनन हआ, इसलिए “उपजी प्रीति पुनीतः की 
बात तो समञ्च में आती है, पर इस प्रीति को पुरातन कहने का क्या 
तात्पर्य? यही कि गोस्वामीजी भाव की रक्षा के साथ-साथ दर्शन की भी 
रक्षा करना चाहते हँ । भाव की, लीला की दृष्टि से “उपजी प्रीति पुनीतः 
कहना सार्थक हो सकता है, पर तत्व की, दर्शन की दृष्टि से प्रीति 
पुरातन" कहना ही अधिक सार्थक होगा। भावात्मक दृष्टि से इस पर 
विचार करे, तो इसका तात्पर्य यह है कि पुरातनता मेँ एक विशेषता है 
ओर साथ ही एक कमी भी, ओर उसी प्रकार नूतनता में भी एक विशेषता 
हे ओर साथ ही एक कमी भी। जो वस्तु पुरानी हो जाती है, उसकी 
विशेषता यह हे कि उसकी परख हो चुकी होती टै, उसमें स्थायित्व होता 
हे, पर उसकी कमी यह है कि उसमें रसानुभूति नहीं होती । जिस वस्तु 
को आप नित्य देखें, जिसका नित्य सेवन, करे, उसे आप पुरानी ओर 
प्रामाणिक तो कह सकते हैँ, पर उसमें रस की अनुभूति नहीं होती । इधर 
नवीनता में रस की अनुभूति तो होती है, पर उसे अभी प्रामाणिकता की, 
समय की कसौटी पर कसा नहीं गया है । तब फिर प्रीति को पुरातन माना 
जाए या नूतन? यदि उसे पुरातन मानेगे, तो उसमें प्रामाणिकता होगी ओर 
यदि नूतन मानेगे, तो रसानुभूति होगी । इसीलिए गोस्वामीजी एसे प्रीतिरस 
की कल्पना करते टै, जिसमे पुरातनता ओर नवीनता एक साथ ैँं। जो 
चिर पुरातन होते हृए भी नित्य नूतन प्रतीत हो, वही भक्ति का रस हे। 
तो, पुष्प-वाटिका के प्रसंग में गोस्वामीजी श्ुगाररस के साथ भक्तिरस 
का भी दर्शन कराते है। 

किसी ने गोस्वामीजी से पृष्ठ दिया-जब सीताजी भगवान्‌ राम को 
पुरातन काल से देख रही टै, तो क्या वे देखते-देखते ऊब नहीं गई हैः 
किसी वस्तु को आप नया-नया देखें, तो वह आकर्षक लगती है, पर यदि 
कुछ दिन आप उसे देखते रहें, तो आकर्षण समाप्त हो सकता टै । फिर 
ओर कुछ दिन के बाद तो वितृष्णा भी हो सकती है । उत्तर मेँ गोस्वामीजी 
कहते हँ कि स्वाभाविक नियम तो यही है कि जव प्यास लगी हुई टे, 
तो जल प्रिय लगेगा ओर जैसे-जैसे प्यास मिटती जाएगी, वैसे-वैसे जल 
की आवश्यकता का अभाव होने लगेगा, ओर कहीं अधिक जल पीले, 


लक्ष्मण चरखित्ि ^ १०७ 


तो जल से अरुचि भी हो जाएगी। पर यां पर जल का दृष्टान्त पूरी 
तरह सार्थक नहीं होगा । गोस्वामीजी कहते टँ कि एक मनुष्य के सम्बन्ध 
मे तो यह दृष्टान्त पूरी तरह सार्थक हो जाता है कि उसकी प्यास बुञ्म 
जाए, तो उसे जल की आवश्यकता प्रतीत नहीं होगी, पर यदि कोई मछली 
से पृषठेकिणएे मछलीतू तो बरसों से जल में है, तेरी प्यास बुञ्जी या नही, 
तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है? एसी दशा में उत्तर तो यही 
होगा कि अनादि काल से जल में रहने पर भी मछली को जल से अरुचि 
का प्रश्न ही करा है, क्योकि जल से अलग होते ही उसकी सत्ता समाप्त 
हो जाएगी । इसीलिए गोस्वामी भगवान्‌ राम ओर श्री सीता के सन्दर्भ में 
मछली की उपमा देते है, कहते है- 
पुनिःयुनि रामहि चितव सिय सकुचति मन सकुचै न । 
हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिआसे नैन॥१८२२६ 

-सीताजी के नेत्रं को मछली छोडकर ओर क्या करे, जो अनादि काल 
से श्री राम का सौन्दर्य देखते रहने के पश्चात्‌ भी तृप्ति का बोध नहीं 
करते, बल्कि निरन्तर अतृप्त बने रहते हैं । एेसी स्थिति में गोस्वामीजी ने 
सीताजी के अन्तःकरण में जिस प्रीति-रस के उदय की चर्चा की टै, वह 
एक साथ पुरातन ओर नूतन दोनों है । पूषा गया कि यह प्रीति-रस मिलन 
कारसटहैया विरह का? 

वृन्दावन में एक श्री हरिवंश-सम्प्रदाय है । उसमें सारस ओर चकवा 
का संवाद बड़ा प्रचलित है। चकवा के विषय में प्रसिद्धि है कि रात्रि के 
समय चकई से उसका वियोग हो जाता है ओर दोनों एक-दूसरे के लिए 
विलाप करते रहते हैँ । सारस के सम्बन्ध में कहा जाता है कि यदि उसके 
जोडेमंसेएक की मृत्युहो जाए, तो दूसरा भी अपने प्राणों का परित्याग 
कर देता है। एक दिन सारस ओर चकवा कहीं मिल गए । दोनों मेँ विवाद 
छिड गया कि किसकी स्थिति सही हे । सारस ने चकवे को फटकारते हए 
कहा, "यह रात भर क्या चिल्लाया करते हो? चकवा बोला, ^तो क्या 
अपनी प्रियतमा के वियोग में भी न चिल्लारपे?' सारस तिरस्कार करता 
हुआ बोला, “यह तो तुम प्रेम का विज्ञापन करते हो । यदि सचमुच तुम्हारी 
प्रीति सच्ची द्येती, तो वियोग मं तुम्हारी मृत्यु हो जाती । यह चीखना-चिल्लाना 
बेकार हे। जब तुम वियोग में भी जीवित बने रहते हो, तब तुम्हारी प्रीति 


१०८ ^ लष्मण चखि 


सार्थक नही हे!" उत्तर मेँ चकवे ने कहा, (तुमने केवल मिलन को ही जाना 
हे, वियोग मेँ भी प्रेम की परीक्षा लेने का तुमने अवसर ही नहीं दिया है, 
इसलिए तुम क्या जानो कि वियोग की स्थिति मं किस पीडा का अनुभव 
होता है? तुम तो केवल मिलन-सुख के प्रेमी हो, वियोग की स्थिति मं 
प्राणों का परित्याग करके तुम कायरता का ही परिचिय देते हो, तुम सच्चे 
प्रमी नहीं हो 

तो, भक्त का प्रम कैसा होना चादिए? -सारस जैसा या चकवा 
जैसा? श्री हरिवंश स्वामीजी एक बड़ी सुन्दर बात कहते टै - 
हित हरिवंस विचार मिलन बिरहा विरु रस। 
निकट कत नित रहत मरम करं जाने सारस॥ 

-भक्ति का रसन तो मिलन-रस है ओर न विरहरस, वह तो 
मिलन बिरहा रस है, जरह संयोग मेँ भी निरन्तर वियोग की अनुभूति बनी 
रहती है ओर वियोग में निरन्तर संयोग की । 

श्री राधारानी श्री कृष्ण का सौन्दर्य देख रही है, उन दोनों का 
मिलन हुआ है । पर यदि पूर्णं मिलन की अनुभूति हो जाए, तो अरुचि 
हो जाएगी, इसलिए उस मिलन में भी राधारानी वियोग की अनुभूति 
कर रही है 





राधेहि मिलहि प्रतीत न आवत । 
-मिलन तो हआ है, पर राधा को प्रतीति नहींहो रही दहै। क्या 
वे देख नहीं पा रही है?- 
जदपि नाथ विधुं बदन विलोकत, 
दरसन को सुख पावत। 
भरि भरि लोचन रुप परम निधि, 
हिय महे आनि दुरावत॥। 
जब नेत्र भर कर वे देख रही है, तब वियोग का भला प्रश्न केसा? 
वास्तव में उन्दं अपने न्नं पर विश्वास नहीं हो रहा है, उन्हें लगता है 
कि कीं वे सपना तो नहीं देख रही है ?- 
सपने्ह आहि कि आहि सत्य यह 
बुद्धि वितकं वट़ावत। 
इससे भी विकट स्थिति राधारानी की तव हो गई, जव- 


लक्ष्मण चरि ^ १०६ 


कवू्हक करत विचार कोन हे, 
को यह, केहि यह भावत, 
सुनने वालों ने कहा-यह व्यर्थं की बात है, सरासर पागलपन हे । 
एेसा भी कहीं होता है? सूरदास ने इस पर कहा- 
सूर प्रेम की बात अपटी 
मन॒ तरग उपजावत।॥ 
-प्रेम की स्थिति एेसी अटपटी होती है, इसमें इतनी तरंगे उठती 
ह कि इसे गणित के दारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । उस समय 
कोन-सी लहर किधर उठेगी, वायु का ओंका किस लहर को किधर ले 
जाएगा, इसे कोन बताए? 
तो, जिस मिलन में वियोग की अनुभूति बनी रहती है, उसमे अतृप्ति 
का बोध बना रहता है, इसलिए तृप्तिजन्य अरुचि का बोध व्हा पर नहीं 
होता । दूसरी ओर, जरह नित्य वियोग की, शुद्ध वियोग की अनुभूति हो 
जाए, वर्ह प्राणों का परित्याग हो जाएगा । गोस्वामीजी 'गीतावली रामायणः 
मं वात्सल्य-रस का एक चित्र प्रस्तुत करते है- 
श्री राम वन चले गए । कौसल्या अम्बा प्रातःकाल सोकर उदी, तो 
श्री राम जिस कक्ष में सोया करते थे, उसके द्वार पर खडी हो गई ओर 
पुकार कर श्री राम को जगाने लर्गी-राम! उठो बेटा!! उठो! तुम अभी 
तक सो रहे हो! देखो! भरत, लखन, शत्रुघ्न ओर तुम्हारे सारे मित्र दार 
पर खड़े हो नाम लेकर तुम्हें पुकार रहे हैँ! इधर भगवान्‌ राम तो वन जा 
चकं है, पर कौसल्या अम्बा की मनःस्थिति एेसी है कि उन्हं भरत, लखनलाल 
ओर शत्रुघ्न का स्वर सुनाई देता टै, मित्रों का स्वर सुनाई पड रहा है, 
उन्हें एसा लगता टै कि राम अभी तक सोकर नहीं उठे हैँ । गोस्वामीजी 
लिखते रह- 
कवहूं प्रथम ज्यों जाइ जगावति, 
कटि प्रिय कचन सवारे। 
उटह तात! बलि मातु बदनपर, 
अनुन-सखा सब दारे॥ (अयोध्याकाण्ड, ५२) 
सखियो ओर सेविकाओं ने सुना, तो वे दौडी हई आई ओर कौसल्याजी 
का हाथ पकड़कर समञ्ञाने लगीं-्मो! क्या आप भूल गई कि इस समय 


११० ^ लक्ष्मण चरित्र 


तो राघवेन्द्र वन में, आप किसे पुकार रही टै, किसे जगा रही हैं? 
कौसल्या अम्बा ने एक बड़ी भावमयी बात कटी - तुम्हारी बात को अस्वीकार 
करने का जी नहीं चाहता, पर अपनी ओआंखों के सत्य को कैसे ज्ुठला 
वु 

लगेड रहत मेरे नेननि आगे 

राम-लषन अरु सीता। (अ.का., ५३) 

-जव मँ अखि उठाकर देखती हू. तो मेरे समक्ष राम, लक्ष्मण ओर 
सीता दिखाई देते ह। तो क्या ओंँखों ते दिखाई देनेवाले सत्य को मँ 
अस्वीकार कर दूँ? तुम अव कहती हो कि वे वन चले गए, तो तुम 
भी भला इूठ क्यों बोलोगी? मेँ समञ्ज नहीं पारहीरहूकि सत्य क्या है? 
होना तो यह था कि- 

दुख न रहे रघुपतिहि विलोकत 
पर राम के दिखाई देते हए भी- 
तदपि न मिटत दाह या उर को 

-मेरे हृदय का दाह मिट नहीं रहा है। पर यदि दूरी ओर राम 
का दिखाई देना बन्द हो जाए, तब तो-^तनु न रंहे बिनु देखेः-प्राण ही 
न रहेगे। प्राण इसलिए बने हए है, सखी, कि- 

करत न प्रान पयान, सुनहु सखि! 
असुञ्ञि परी यहि लेखे। (अ. का., ५३) 

-वे निर्णय नहीं कर पाए है कि राम चले गए है अथवा यहीं साथ 
मंदहै! 

तो यह जो संयोग मेँ वियोग की अनुभूति है, वह भक्त को निरन्तर 
व्याकुल बनाए रखती है ओर वियोग में संयोग की अनुभूति उसे प्राण 
त्यागने से रोकती हे तथा निरन्तर सामीप्य का बोध कराती रहती है। 
अतः यह जो दिव्य प्रीति-रस है, वह सांसारिक मिलन या विरह के समान 
नहीं हे। संसार की भाषा में हम संयोग या वियोग की प्रीति को जिस 
अर्थं मं समञ्जते ह, दिव्य रस की अनुभूति उससे सर्वथा भिन्न प्रकार की 
हे । पुष्पवाटिका में तो इस दिव्य रसन की भी पराकाष्ठा है, कारण, गोस्वामीजी 
के शब्दों मे, श्री सीता ओर श्री राम वस्तुतः दो व्यक्ति नहीं है, जिनमें 
सम्बन्ध की कल्पना की जाए, वे तो दोनों अभिननन तततव हैँ । यदि किसी 


लक्ष्मण चरितरि ^ १११ 


साधारण व्यक्ति से पृष्ठ दिया जाए कि भगवान्‌ राम का सीताजी से क्या 
नाता है, तो वह उत्तर देगा-पति-पत्नी का। एक साधारण व्यक्ति के लिए 
उक्त प्रश्न का उत्तर देना जितना सरल है, उतना एक भावुक या तत्त्वज्ञ 
व्यक्ति के लिए नहीं । “रामचरितमानस' मेँ आता है-वनपथ मे जाते हृए 
श्री सीताजी से गौव की स्त्रियों ने पृष्ठ दिया कि ये सँवले ओर गोरे वणं 
के राजकुमार आपके कोन दै? ओर इस सरल प्रश्न का उत्तर देने मं घण्टां 
लग गए । मैथिलीशरण ने तो दो वाक्यो में उत्तर दिला दिया, कहला दिया 
किये गौर वर्णवाले हमारे देवर है ओर श्याम उन्दीं के ज्येष्ठ ह। बड़ी 
शिष्ट भाषा में परिचय हो गया । पर यहाँ तो गोस्वामीजी की सीता बड़ी 
समस्या में है 

तिन्हहि विलोकि बिलोकति धरनी । 

दुह सकोच सकुचति बरवरनी॥ २८११६८३ 

-सीताजी कभी गोव की स्त्रियों की ओर देखती हँ, तो कभी पृथ्वी 

की ओर। परिचय ही नहींदेपारहीर्है। गौव की स्त्रियों ने कहा था 
कि गवार लोग ही एेसी भाषा मेँ प्रश्न करते है, हम जानती हँ यह 
अशिष्टता है, पर 

विलगु न मानव जानि गर्वोरी ।२८११५७ 

-हमें गँवारी जानकर बुरा न मानिएगा, जरा वता दीजिएगा कि ये 

आपके कौन हैँ? सीताजी सोचती तुम कहती हो कि तुम गेवारी हो, 
पर जिस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए सबसे कठिन टै, वही तुमने पृष्ठ 
दिया! अभिप्राय यह है कि र्गोव की स्त्रियोँने जो पूछा किये (राम) 
आपके कौन है, इसका उत्तर सीताजी किस प्रकार दें? किसीने तरंग से 
पूष दिया- तुम्हारा जल के साथ क्या नाता है? अव वीचि क्या उत्तर दे? 
नाता तो अलग-अलग व्यक्तियों में होता टे । जल ओर वीचि तो अलग-अलग 
नहीं, इसलिए जो भी नाता उन दोनों कं बीच विठाया जाएगा वह कल्पित 
होगा, सत्य नहीं । आप कल्पना कर लीजिए कि जल से वीचि का जन्म 
होता है, इसलिए वे दोनों पिता-पुत्र हैँ । आप यह कह लीजिए किं जल 
ओर वीचि साथ-साथ है, इसलिए भाई-बहिन हैँ । आप कह लीजिए कि 
जल ओर वीचि क्रीडा कर रहे है, इसलिए पति-पत्नी है । यह तो आपका 
कवित्व है जो जल ओर वीचि में कोई भी सम्बन्ध आरोपित कर दे। पर 


११२ ^ लक्ष्मण चरित्र 


वस्तुतः उनमें कोई नाता नहीं होता, वे दोनों तत्त्वतः एक हैँ । अतः सीताजी 
गवि की स्रियो के उस प्रश्न का क्या उत्तर द, जिसमें उनका श्री राम 
से सम्बन्ध पृष्ठा गया? उन्होने एक बट्िया मार्ग चुना-श्री लक्षण का 
परिचिय तो वाणी से दे दिया, पर भगवान्‌ श्री राम का परिचय देने क 
लिए संकेत का आश्रय लिया, नेत्रो न सहारा लिया नेतरं से परिचिय 
भला क्यों दिया? इसलिए कि भाषा - कठिनाई यह हे कि उसका अर्थ 
निश्चित है, पर संकेत में यह स्वतन्त्रता है कि अर्थ लेनेवाला उसका चाहे 
जो अर्थ लगा ले सकता है। संकेत का कोई शास्र तो है नहीं, जो बताए 
कि अमुक संकेत का अमुक ही अर्थं होता है। इसलिए सीताजी ने भगवान्‌ 
राम का पस्विय देने के लिए संकेत का आश्रय लिया। ओर संकेत का 
आश्रय लेने के साथ उन्होने एक बात ओर की;-जब वे परिचय देने लगीं 
तो अपने चल का घूंघर डाल लिया- 
बहुरि बदनु विधुं अचल रटोकी ।२८११६६ 

गोस्वामीजी के इस कथन में भावनात्मक दृष्टि से तो शील दिखाई 
देता है, पर तात््विक दृष्टि से वे कुछ अनोखा संकेत देना चाहते हैँ । गोव 
की स्तर्यो पष्ठती है-आपके ये कौन है? अव परिचय देने के लिए तो 
आवरण हटाना पडेगा । जैसे, हम व्यासपीठ पर आते हँ ओर रामायण की 
पोथी खोलते दै । ग्रन्थ का परिचय पाने के लिए तो आवरण को खोलना 
पड़ेगा । तब श्री राम का परिचय देने के लिए सीताजी रघघट क्यों डाल 
लेती टैः उन्हें तो षट हटा लेना चाहिए था? यही गोस्वामीजी का 
अनोखापन है। सीताजी का अभिप्राय यह है कि अन्यत्र परिचय देना तो 
घूघट हटाना टै, पर इनसे अपना नाता बतलाने के लिए तो घंट डालना 
ही होगा। जब तक अपने ओर इनके वीच में एक व्यवधान न बनारु 
तव तक नाता करा से बताऊंगी? नाता बताने के लिए एकमेंदो 
की सृष्टि करनी पडेगी। तो लो, हम उनके ओर अपने बीच एक परदा 
डाल लेते है, जिससे तुम लोगों को सन्तोष हो जाए कि इन दोनों के वीच 
भी एक नाता है, एक आवरण है । पर सत्य तो यह है कि हम दोनों के 
बीच कोई सम्बन्ध नहीं है, केवल एकत्व की अनुभूति है, ओर यह आवरण 
तो रस की वृद्धि के लिए डाला गया हे। 

निरावरण का दर्शन निरावृत ज्ञान का पक्ष है। कबीर इसके पक्षधर 


तक्ष्पण चरति ^ ११३ 


है । वे कहते टै -घंवट के पट खोल रहे, तोहे राम मि्लेगे' -अर्थात्‌, ्वूषट 
उठाओगे, तो राम मिलेगे । पर तुलसीदासजी कहते हैँ “बहुरि बदनु विधु 
अंचल टकी, घँघट उठाने की आवश्यकता नहीं है, षूघट डालने की 
आवश्यकता है, पर हा, यह ध्यान रहे कि र्घूघट एकदम से पूरा न डाल 
दिया जाए, अन्यथा वह अज्ञान हो जाएगा । ्षूँघट रहे ओर दिखाई भी 
देता रहे-यह गोस्वामीजी का भक्ति का दर्शन है । भक्ति में जआवरण तो 
रहता टै, पर इतना नहीं कि हमारे दर्शन में बाधा पडे। इस मध्य की 
स्थिति में. एक विशेष रस की उत्पत्ति होती है, जब घट की ओर से 
कोई स्वयं तो देख ले, पर दूसरा न देख सकं । यह प्रीति की दृष्टि टै 
जिसे सीताजी प्रकट करती है 
वह्रि बदनु विधु अचल टको । 
पिय तन चितई भोहि करि वोकी।। 
खंजन मंजु तिरे नयननि ।२८११६८६-७ 
ओर इसका अर्थ गौव की स्त्रियौ समञ्ञ लेती र 
निज पति कटेउ तिन्टहि सिये सयननि। 
फलस्वरूप 
भई मुदित सव॒ ग्रामवधूरटीं। 
रकन्ट राय रसि जनु तूर्टी॥ 
अति सप्रेम सिय पार्ये परि बहुविधि देहि असीस । 
सदा सोहागिनि हो तुम्ह जब लगि महि अहि सीस॥ 
ओर गोव की स्रियं की कामना पूर्ण हो गई । उन्होने श्री राम का परिचिय 
प्राप्त कर लिया। 
प्रभु के चरित्र के सम्बन्ध मेँ संसार में सभी तो अज्ञ है । लोगों को 
उनका पस्विय भिन्न-भिनन माध्यमों से प्राप्त होता है। कुछ लोग तो 
लक्ष्मणजी से पृष लेते है कि श्री राम का परिचय बता दीजिए। हनुमान्‌ 
जैसे कुछ अन्य सीधे भगवान्‌ राम से ही पृष लेते है- "को तुम्ह ?' (४८०८७) 
गौव की स्त्रियों ने सीताजी से पृषछठकर जान लिया । जनकजी ने विश्वामित्रजी 
से पूषछा- "कहु नाथ जनि करट दुराऊ' (१८२१५८४) । किसी ने वैराग्य 
के माध्यम से पृष्ठा, किसी ने भक्तिकं, तो किसी ने ज्ञान कं। जो 
बुद्धिमान्‌ है, वे ज्ञान कं माध्यम से पूते है, पर जो भावुक जन है, जो 


११४ ^ लक्ष्मण चरित्र 





अपने विवेक की विशेषता नहीं मानते, वे भक्ति के आश्रय से भगवान्‌ 
का परिचय जानना चते टँ। उन्हं लगता है कि ज्ञान के माध्यम से 
भगवान्‌ का जो परिचय होगा, वह रसीला नहीं होगा, किन्तु भक्ति कं 
माध्यम से जो पर्चिय मिलेगा उसमें मिठास ओर रस अधिक होगा। श्री 
सीताजी ने जैसा परिचय प्रभु का दिया, वैसा रामायण में ओर किसी ने 
नहीं दिया । यह जो उनका घँघट का डालना है ओर बंकिम दृष्टि से, 
स्नेहमयी चितवन से श्री राम को देखना है, उससे केवल श्री राम का 
परिविय ही नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसके दवारा गोस्वामीजी एक अनोखी 
दृष्टि की उद्भावना भी करते है। 

भगवान्‌ राम, सीताजी ओर लक्ष्मण वृक्ष की छाया तले विश्राम कर 
रहे हँ । क्या गौव की स्तर्यो नहीं जानती कि सीताजी का उन दोनों पुरुषों 
से क्या सम्बन्ध टै? व्यावहारिक दृष्टि से देखने से ही उन्हें पता चल 
जाएगा कि उन तीनों के आपस में क्या सम्बन्ध हँ । भगवान्‌ राम सीताजी 
के पास है ओर लक््मणजी कुछ दूर हैँ । फिर, इनके सम्बन्ध में इतना 
अधिक प्रचार हो चुका है कि सारी स्तर्यो इनके पारस्परिक सम्बन्धो को 
जानती हँ । तब सीताजी से उनके यह पृष्ठने का क्या तात्पर्य था कि ये 
दोनों आपके कौन है? गोस्वामीजी जिस अनोखी दृष्टि की उद्‌भावना करते 
है, वही इस प्रश्न का उत्तर है। 

गोव की स्त्रियों जाकर सीताजी के पास बैठ जाती हैँ । वे लक्ष्मणजी 
की ओर देखती हैँ, तो पाती है कि लक्ष्मणजी की दृष्टि कभी श्री सीताजी 
के चरणों पर है, तो कभी भगवान्‌ राम के चरणों पर । गोस्वामीजी लिखते 

छिनु शिनु लखि सिय राम पद जानि आपु पर नेह । 
करत न सपनेहं लखनु चितु वधु मातु पितु गेह्‌॥ २८१३६ 

तब गोव की स्त्रियों ने भगवान्‌ राम की ओर देखा ओर पाया किवे 
बार-बार सीताजी की ओर देख रहे हैँ । (कवितावली रामायणः में 
(अयोध्याकाण्ड २१) गोस्वामीजी लिखते हँ- 

सीस जटा, उर-बाहु बिसाल, विलोचन लाल, तिरी सी भेह । 

तून सरासन-वान धरं तुलसी बन-मारग में सुटि सरहे॥ 

सादर बारहिं वार सुभाये चितै तुम्ट त्यों। (कवितावली) 


लक्ष्मण चरितरि ^ ११५ 


अव ये ग्राम-वधू्िर्यौ यह तो देख पा रही हैँ कि लक्ष्मणजी क्षण-क्षण में 
भगवान्‌ राम ओर सीताजी कं चरणों की ओर देख रहे हैँ ओर यह भी 
कि भगवान्‌ राम वार-वार श्री सीताजी की ओर अपनी दृष्टि फेरते हँ 
पर जव वे सीताजी की ओर देखती टै, तो पाती हैकि वे संकोच के 
कारण पृथ्वी की ओर देख रही हैँ । सबके सामने वे केसे श्री राम की 
ओर देखें । गोव की स्त्रियों को लगता है कि इन दोनों का देखना तो 
हमने देख लिया, पर सीताजी इन दोनों की ओर कैसे देखती हैँ, यह देखने 
को नहीं मिला। वे विचार करती है, यदि हम सीताजी से इन दोनों का 
परिचिय पृष्ठे, तो स्वाभाविक ही वे अखिं उठाकर उनकी ओर देखंमी ओर 
इस प्रकार उनकी दृष्टि का भी परिचय मिल जाएगा । वैराग्य की दृष्टि 
तो देख ली, ज्ञान की भी दृष्टि देख ली, अब जरा भक्ति की भी तो दृष्टि 
देखें । ये भक्त अपने रस को छिपाकर रखते है । भक्ति का स्वभाव गोपन 
काहे, अतः गौँव की स्रियो चाहती हैँ कि जरा भक्ति की दृष्टि काभी 
आनन्द ले लें । ओर सचमुच किशोरीजी ने मानो उन लोगों की भावना 
की परितृप्ति कं लिए ही प्रभु का परिचय नेत्रो से दिया। ग्राम-वधूिर्यो 
निहाल हो जाती हैँ । गोस्वामीजी कहते है ^कन्ह राय रासि जनु लूट 
(२८११६८८)-जेसे द्रं ने किसी धनी का खजाना लूट लिया हो। 
ग्राम-वधूियों के प्रश्न के माध्यम से गोस्वामीजी भक्ति की इसी अनोखी 
दृष्टि की उद्‌भावना करते हैँ । 

तो श्री सीताजी अपनी इसी दृष्टि को लेकर पुष्पवारिका के प्रसंग 
मेँ श्री राम को देखने जाती हें। ओर जब वे भगवान्‌ राम के सौन्दर्य को 
देखती हैँ, तो- 

हरषे जनु निज निधि पहिचाने ।१८२३१८४ 

-उनके नेत्र उसी तरह प्रसनन हो जाते हँ, जैसे कोई अपने निजी 
खजाने को, निजी निधि को पहचानकर प्रसनन होता है। गोस्वामीजी ने 
भगवान्‌ राम के लिए ननिधि' की उपमा बार-बार दी है । जैसे, जव विश्वामित्र 
महाराज दशरथ से दोनों पुत्रों को मौगकर पाते ह, तो “विश्वामित्र महानिधि 
पाई" (१८२०८८३) जव भगवान्‌ राम जनकपुर देखने जाते हैँ तो गोस्वामीजी 
वाँ पर भी लिखते हैँ कि जनकपुरवासी स्त्री-पुरुष इतने उत्साह से दौड़, 
मानो ददि को कीं का खजाना लूटने को मिल गया ही- 


११६ ^ लक्ष्मण चरित्र 


धाए धाम काम सव त्यागी । 
मनू रक निधि लूटन लागी॥।१८२१६८२ 
ओर जब श्री सीताजी भगवान्‌ राम को देखती है, तव भी “निधिः 
की उपमा दी गई, पर यहाँ पर एक शब्द ओर जोड दिया गया । विश्वामित्रजी 
कं लिए तथा जनकपुरवासियों के लिए तो “निधि' कलहा, पर सीताजी के 
लिए कहा,- “निज निधिः अपना खजाना । गोस्वामीजी की शब्द रचना की 
सार्थकता तो देखिये । दूसरे का खजाना मिल जाए, तो व्यक्ति लूटता 
६ “मन्‌ रक निधि लूटन लागी, पर यदि अपना खजाना मिल जाए 
लोचन मग रामहि उर आनी । 
दीन्टे पलक कपाट सयानी॥१८२३१८७ 
-तुरत कमरे में ताला लगा देते ह कि अव वह न जाने प्राए। 
अभिप्राय यह है कि ईश्वर निधि है ओर श्री सीताजी उस निधि 
की स्वामिनी है। जब एक ही ब्रह्म अपने आपको लीला के लिए दो भागों 
मे विभक्त करता है, तो दोनों भागों मेँ परस्पर एक सम्बन्ध की भूमिका 
बनती हे। यदि श्री राम निधि, तो सीता भक्तिरूपा होने के नाते उनकी 
स्वामिनी दँ । वैसे दोनों तत्त्वतः जल ओर वीचि के समान अभिनन है 
गिरा अरथ जल बीचि सम कटिअत भिन्न न भिन्न । 
बदठं सीता राम पद जिन्हहि परम प्रिय चिन्न॥१८१२ 
इसका सीधा-सा तात्पर्य यह है कि यदि हम किसी खजाने को पाना 
चाहे, तो उसकं स्वामी के माध्यम से उसे पाना ही सही मार्ग है। अर्थात्‌ 
यदि हम ब्रह्म को पाना चाहं, तो भक्ति के माध्यम से उसे पाना ही सहज 
मार्ग होगा । अभिप्राय यह है कि श्री सीताजी के माध्यमसेश्री राम को 
पाने की चेष्टा करे, भक्ति के माध्यम से ईश्वर के तत्व को समञ्ने का 
प्रयास करं । मानो यही संकेत प्रकट करने के लिए गोस्वामीजी ने भगवान्‌ 
राम को सीताजी की निज निधि' कटहा। जो एक तत्त्व था, वह लीला 
मं दो बना ओर उसके ये दोनों रूप पुष्पवाटिका मेँ एक-दूसरे के निकट 
आने का प्रयास करते है । पुष्पवाटिका मेँ दोनों के मिलन की भूमिका 
बनती हे। न इस मिलन की विशेषता यह है कि दोनों की देह अभी दूर 
है, यह विदेहनगर का मिलन है, भावनात्मक दृष्टि से मिलन हे। भगवान्‌ 


लक्ष्मण चरति “८ ११७ 


राम श्री लक्ष्मण से विदेहनगर मेँ ंगार की चर्चा करते है । इस मिलन 
की समग्रता को गोस्वामीजी अपनी कवित्वयपूर्ण भावनात्मक ओर दार्शनिक 
पद्धति से प्रकट करते है। वे लिखते हैँ-श्री सीताजी आती है, सरोवर 
में स्नान करती हैँ ओर पार्वतीजी का पूजन करती ह । फिर जो सखी श्री 
राम को देखकर आयी थी, उसे आगे करके अपनी सखियों कं साथ श्री 
राम को खोजने निकल पडती हैँ- “चलि अग्र करि प्रिय सखि सोई ।` किसी 
ने परूषठ दिया कि क्या सीताजी आगे-आगे नहीं चल सकती थीं ? पीष्ठे रह 
कर भी तो वह सखी मार्ग दिखा सकती थी । इसका उत्तर गोस्वामीजी 
एक दूसरी पंक्ति लिखकर देते है श्रीति पुरातन लखड न कोई । श्री 
सीताजी को लगा कि यदि मँ आगे-आगे चली ओर उस स्थान पर पर्हुच 
गई, जलँ श्री राम दै, तो सखियों को सन्देह हौ जाएगा कि मँ पहते से 
ही श्री राम से परिचित थी, इसलिए उन्होने परिचय कराने वाली सखी 
को आगे कर लिया, जिससे उनके पुराने परिविय की लक किसी को 
न मिल पाए। इस प्रकार सीताजी के दारा, जो प्राप्त था उसे अप्राप्त 
बनाकर उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया का परिचय दियाजारहादहै। इसे यों 
कह लीजिए कि पुष्पवाटिका में दो प्रक्रियार्णँ चल रही है-एक तो भगवान्‌ 
राम के द्वारा सीताजी के प्रति अनुराग की ओर दूसरी, सीताजी कं माध्यम 
से भगवान्‌ राम के अन्वेषण की, यानी भक्ति कं दारा भगवान्‌ को पाने 
की। गोस्वामीजी लिखते है कि जब सीताजी श्री राम के अन्वेषण को 
चलीं, तो उनके आभूषणं की ध्वनि हई । इस ध्वनि को श्री राम ने सुना 
ओर उनका कवित्व फूट पड़ा । गोस्वामीजी बड़ी अदूभुत बात कहते हैँ कि 
अभी श्री राम ने सीताजी के रूप को नहीं देखा है, केवल उनके नूपुरों 
की ध्वनि-भर सुनी है ओर उनमें अनुराग का उदय ह जाता है! रूप कं 
माध्यम से शंगाररस आते तो आपने बहुत सुना होगा, पर ध्वनि कं भी 
माध्यम से शुंगार-रस आ सकता है, यह नई बात है ओर गोस्वामीजी 
अपने विशेष दर्शन की अवतारणा के लिए यह नई बात य्ह पर रखते 
है । “कंकन किंकिन नूपुर की ध्वनि सुनकर श्री राम के हदय में कवित्व 
का उदय होता है। वे अयोध्या मेँ कवि नहीं बन पाए । कवित्व का भाव 
भी किसी विशेष देश-काल में प्रकट होता है न! इसका तात्पर्य यह ठै 
कि ब्रह्म विना भक्ति के सहयोग के कवि वन भी कैसे सकता है? ब्रह्म 


११८ ^ लक्ष्मण चरित 


में विवेक का प्राधान्य तो है, पर भक्ति के सम्पर्क से ही उसमें रस ओर 
अनुराग का उदय होता है। वैसे तो ब्रह्म विरागी है-“अग जगमय सब 
रहि विरागी' (९८१८४८७), पर हमें विरागी ब्रह्म की नहीं, अनुरागी ब्रह्म 
की आवश्यकता है। ओर उसमें यह अनुराग श्री किशोरीजी ही पैदा कर 
सकती रै, हम नहीं । अतः हम किशोरीजी से अनुरोध करें कि आप ब्रह्म 
को अनुरागी बना दीजिए, लक्ष्मणजी से प्रार्थना कर कि आप जरा अनुराग 
रस की वृद्धि में सहायक बन जाइए । 

तो, सीताजी के नूपुरोँ की ध्वनि श्री राम को जनकपुर की पुष्प-वारिका 
मेँ कवि बना देती है। इसे लेकर सीताजी की सचिर्यां भगवान्‌ राम पर 
व्यंग्य करती हैँ । जब वे कोहवबर मेँ ले जाए जाते है, तो वर्ह वे चुप बैठे 
हैँ । बड संकोची है, शीलवान्‌ हैँ, दृष्टि नीचे गड़ी हुई टै, अंखिं उठाकर 
देख नहीं पा रहे हैँ । एक सखी ने पृष्ठा इनका संकोच दूर कंसे किया 
जाए?" ससुराल की भाषा तो व्यंग्य ओर कटाक्ष की भाषा होती है । दूसरी 
सखी ने कहा- “जनकपुर में हजारों राजा आए, पर एसा अहंकारी राजकुमार 
तो जआया ही नहीं ! फिर भी श्री राम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई । लक्ष्मणजी 
को आश्चर्य हआ कि कोई मुञ्चे अहंकारी कहे, तो कोई बात भी हो सकती 
हे, पर श्री राम को अहंकारी कहना! सखी ने अपने मन्तव्य का कारण 
वताते हए कहा कि इन्द अपनी सुन्दरता का इतना गर्व है कि अपने को 
छोडकर किसी दूसरे को देखने के लिए सिर ही नहीं उठाते। फिर वह 
मानो शिक्षा देते हए कहती टै- “गरब करहु रघुनन्दन जनि जिय मार्हिः। 
लक्ष्मणजी से नहीं रहा गया, वे बोल उटठे-टमारे राम में कोई गर्वं नहीं 
है, फिर ये गर्व करे भी, तो क्या इूठा गर्वं है? सखी ने पृष्ठा-“उनको 
किस वात का इतना गर्वं है? लक््मणजी ने उत्तर में कहा-“जिस धनुष 
केन टूटने से तुम लोग इतनी निराश हो गई थीं कि जंखों में जसू 
भर आए थे, उसे किसने तोडा? जनकपुर की सखिययां हार मानने वाली 
नहीं थीं । गोस्वामीजी के अनुसार वे तो श्रुति की ऋवर्णे थीं । सखी ने 
तुरन्त लक््मषणजी से प्रष्ठ दिया-“अच्छा, तुम तो परशुरामजी से कह रहे 
थे कि इन्टोने धनुष नहीं तोडा, वह टूट गया, अव कह रहे हो कि इन्होने 
तोडा है। तो, तुमने जो पहले कहा था, वह सत्य है या अव सत्य बोल 
रहे हो ?' लक््मणजी ने पूषछा-“अच्छा, मान लो इन्होने तोड़ा नहीं, तो धनुष 


लध्मण चरित्र ^ ११६ 


फिर टूटा केसे? सखी बोली - “उसका उत्तर तो सरल हे। असल में ये 
धनुष तोड़ ही नहीं सकते । जिसे पुष्पवारिका में फूल चुनने में पसीना 
आ जाता हो, वह भला धनुष कैसे तोड़ सकता है? यह तो हम लोगों 
ने इन पर दया की। हमने प्रार्थना की कि इन्हं बल मिले, जिससे धनुष 
टूट जाए ।' 
ब्रह्म अकर्ता है, वह अपने आप कुछ नहीं कर सकता । उसमें सामर्थ्य 
नहीं है । ब्रह्म सो गया, तो उठता नहीं । उठ गया तो बैठता नहीं, वैठ 
गया तो चलता नहीं ओर चलने लगे तो क्रिया करता नहीं। उसमें जो 
क्रिया होगी, वह भक्त की भावना से होगी। इसलिए श्री राम धनुषयज्ञ 
मे जो बेटे, तो उठते ही नहीं । तव पहले लक््मणजी को गर्जना करके उन्हें 
जगाना पडा ओर विश्वामित्रजी को कहना पडा-“उद्ह रामः-राम! उठो! 
एसे वेठ मत जाजो! निर्गुण से सगुण बनकर भी क्या अकर्ता ही वने 
रहोगे? ओर तब धनुष टूटता ठै । कैसे?- 
सुनि गुरु वचन चरन सिरु नावा । 
हरषु विषाद न कु उर आवा।॥।१८२५३८७ 
श्री राम गुरु के वचन सुनकर उठते हैँ ओर चरणों में सिर नवाते 
है। उनमें न हर्ष है, न विषाद । हर्ष ओर विषाद न हो, तो क्रिया की 
स्फुरणा केसे होगी ओर यदि क्रिया की स्फुरणा न हो, तो धनुष केसे 
टूटेगा? इसलिए जनकपुर की स्त्रिय जो कहती हैँ कि हमने प्रार्थना करके 
श्री राम को बल दिया है, उसमे कोई बेतुकी बात नहीं है, क्योकि भक्तों 
की भावना ही तो ब्रह्म मेँ क्रिया उत्पनन करती टै। सारे जनकपुरवासी 
जपने पुण्य को याद करते है 
वदि पितर सुर सुकृत संभारे । 
जो कषु पुन्य प्रभाउ हमारे॥ 
तो सिव धनु मृनाल की नाई। 
तोरहं रामु गनेस गो साई॥१८२५४८७-द्‌ 
-वे पितर ओर देवताओं की वन्दना करते हैँ ओर प्रार्थना करते 
हुए कहते हैँ कि हे गणेश गोसाई! यदि हमारे पुण्यं का कुछ भी प्रभाव 
हो, तो रामचन्द्रजी शिवजी के धनुष को कमल के दण्ड की भति तोड़ 
डाले । 


१२० ¢ लक्ष्मण चरित्र 


गणेश देवता का चुनाव भी केसा बदट़्िया किया। शिव या पार्वती 
या विष्णु को नहीं चुना, सोचा कि तोडने का काम तो हाथी ही बदट़्िया 
करेगा, इसलिए गणेश को चुना । फिर यह भी ध्यान आया कि कहीं धनुष 
टूटने पर शंकरजी रुष्ट न हो जार कि हमारा धनुष किसने तोड़ दिया, 
इसलिए अच्छा होगा कि बेटे से तुडवाओ। बेटा यदि सहायता करेगा, तो 
बाप को चुप रह जाना पडेगा। यदि आपकी वस्तु कोड दूसरा तोड़ दे, 
तो आप रुष्ट हो जार्पेगे पर यदि आपका छोटा लड़का तोड़ दे, तो आप 
करेगे कि भई! क्या करे, लडके ने तोड़ दिया है। 

इसीलिए सखी लक््मणजी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहती है- धनुष 
हमारी सहायता से तोडा गया हे, इसमें राम की क्या विशेषता टै ? इसलिए 
इन्हें गर्व नहीं करना चाहिए । लक््मणजी इस पर बोल उठे, “अच्छा, जब 
इन्होंने अहिल्या का उद्धार किया, तब तो तुम लोग नहीं थीं, फिर वह 
कैसे हआ? सखी ने व्यंग्य करते हृए कहा, “यदि इनमें इतनी ही सामर्थ्य 
होती, तो अयोध्या में कितने पत्थरों का उन्होने उद्धार किया है बताओ? 
वह कोई इनके चरणों का चमत्कार थोडे ही था, वह तो इनके चरणों की 
धूलि का चमत्कार था- 

रावरि दोष न पाहन को पग धूरि को भूरि प्रभाव महा। 

ओर जानते हो यह चमत्कार कब घटा? जब ये अयोध्या छोडकर, 
विश्वामित्रजी के आश्रम से जनकपुर की ओर चले। वह तो इस क्षेत्र की 
धूलि का चमत्कार था, इनके चरणों का नहीं ! 

वस्तुतः उद्धार तो भक्ति की धूलि से हआ करता टै, भक्ति के ज्ञान 
से नहीं । यदि ब्रह्म स्वयमेव परिवर्तन साधित करने मेँ समर्थं होता, तव 
तो उसे सबका उद्धार कर डालना चाहिए था, क्योकि वह तो प्रत्येक के 
हृदय में बेटा हआ है । पर एसा तो नहीं देखा जाता । दुष्वृत्तिसम्पन्न ओर 
दुष्कर्म तो सर्वत्र सर्वकाल में देखे जाते हैँ । इसका तात्पर्य यह है कि जब 
तक उस अन्तःस्थ ब्रह्म में भक्ति के पथ की धूल जाकर लिपट नहीं 
जाती, तव तक उसमें उद्धार की सामर्थ्यं नहीं आती हे। इसीलिए सखी 
ने लक्ष्मणजी से कलहा कि इस उद्धार-सामर्थ्य पर भी इनका गर्व करना 
व्यर्थ है । इस पर लक्ष्मणजी पठते है ^तो क्या ये अपने सौन्दर्य का भी 
गर्वं नहीं कर सकते?" सखी हैसकर कहती टै- इसमे भला गर्व की क्या 


लक्ष्मण चरित्रे ^ १२१ 


बात? ये जरा हमारी किशोरीजी की ओर तो देखं, ये तो किशोरीजी के 
सौन्दर्य की छाया लगते टै, छाया ”- 
गरब करहु रघुनन्दन जनि निरये माहि। 
आपन सूरत देख सिय की रठोहि॥ 

सखियों ने केसी सार्थक तुलना की! श्री राम की श्यामता पर कटाक्ष 
करते हुए उसे सीताजी की गौरता की छाया निरूपित किया! सच ही तो 
है, ब्रह्म करटा चलता है? भक्तों का ईश्वर कब चलता टै, कैसे चलता है? 
व्यक्ति ओर छाया दोनों चलते हुए दिखाई देते है, पर नियम यह है कि 
छाया उधर ही चलेगी, जिधर व्यक्ति चलेगा । सखियों का अभिप्राय यह 
हे कि श्री राम छाया टै ओर सीताजी व्यक्ति। भक्ति की छाया है ईश्वर, 
जिधर भक्ति जाएगी भगवान्‌ को उधर जाने की प्रेरणा प्राप्त होगी। 
इसलिए भक्त उस विरागी ओर निष्क्रिय ब्रह्म को अनुरागी ओर सक्रिय 
बनाने कं लिए भक्ति से प्रार्थना करता है । ओर इस सक्रियता की भूमिका 
जनकपुर की दिव्य पुष्पवाटिका से प्रारम्भ होती है। विदेह की वारिका है, 
जरह सीताजी अपनी अष्टसखियों के साथ ब्रह्म को खोजने निकलती है । 
ये अष्टसखिर्या ह भक्ति के अष्टभाव । उनके आभूषणों की ध्वनि ज्योंही 
ब्रह्म के कानों में पर्हची कि समस्या का समाधान हो गया। ईश्वर को 
पुकारते तो हम सभी हैँ, पर सन्देह बना रहता है कि वह सुनता भी टै 
या नहीं? शंका होती है कि इतनी दूर तक हमारी आवाज पर्हैच भी पाती 
हेया नहीं? किसीने तो कह ही दिया कि पुकारे जाने पर, कभी न कभी 
तो उनके कान में भनक पड़ेगी- 

| कव्हुं तो दीनदयाल के भनक परेगी कान। 

फिर किसी को सन्देह होता है कि वह हमारी पुकार भले ही सुन 
ले, पर हमारी भाषा समञ्ेगा या नहीं ? गोस्वामीजी ने हिन्दी में स्वना की, 
तो लोगों ने व्यंग्य मे कहा-ईश्वर देववाणी समञ्जेगा या यह गौव की 
भाषा? इन सव प्रश्नों का उत्तर आज सीताजी ने दे दिया । ईश्वर ने उनके 
आभूषणं की आवाज सुनी । अब ये आभूषण किस भाषा में बोल रहे 
थे-देवभाषा में या हिन्दी मे? वे किस भाषा में उच्चारण कर रहे थे? 
वस्तुतः वह अनुराग की भाषा थी, जो आभूषणं से निकल रही थी, ओर 
ईश्वर अनुराग की भाषा समञ्मता है, उसे किसी व्याकरण की अपेक्षा नहीं 


१२२ ^ लक्ष्मण चरित्र 


हे। वह तो अनुराग की धीमी से धीमी ध्वनि भी सुन लेता है-चींटी 
के पग नूपुर वाजे वह भी साहिव सुनता'। ओर आज पुष्पवाटिका मं 
अनुराग की यह ध्वनि सुनकर भगवान्‌ श्री राम के अन्तःकरण में कवित्व 
फूट पड़ा । जव कविता वनने लगी, तो श्रोता अवश्य चाहिए । यह श्रोतृत्व 
उन्दं श्री लक्ष्मण में प्राप्त होता है, जो सदैव उनके साथ हैं । श्री लक्ष्मण 
ठेसे साथी है, जो जब जैसा आवश्यक होता है वैसा बन जाते हँ - मन्त्री 
की आवश्यकता हो तो मन्त्री बन जाते है, पुत्र की आवश्यकता हो तो 
पुत्र, मित्र की आवश्यकता हो तो मित्र ओर श्रोता की आवश्यकता ही 
तो श्रोता। ओर बडे अद्भुत श्रोता हँ ये लक्ष्मण, सुनते तो पूरा है, पर 
बोलते कुछ नहीं । भगवान्‌ राम पूरी कविता सुना गए 

ककन किंकिन नूपुर धुनि सुनि। 

कहत लखन सन रामु हदयं गुनि॥ 

मानै मदन दुन्दुभी दीन्दी। 

मनसा विस्व विजय करट कीन्दी।॥ (१८२२६८१२) 

-लक््मण! मुञ्चे तो एेसा प्रतीत हो रहा है कि कामदेव वाद्य बजाता 
हआ विश्व-विजय का संकल्प लेकर यात्रा को निकला टै, यह आभूषणं 
की ध्वनि नहीं, यह तो मानो कामदेव की दुन्दुभि बज रही है! पर एसी 
सुन्दर कविता सुनकर भी लक्ष्मण मौन रहते है । यह क्या प्रदर्शित करता 
है? 

जव आप नदी मेँ स्नान करने जाते टै, तो कभी आप भीतर गोता 
लगाते है ओर कभी वाहर आ जाते हैँ। स्नान की प्रक्रिया में जल कं 
भीतर इवना ओर उसके बाहर आना ये दोनों प्रक्रिया शामिल हे । इसी 
प्रकार कभी मुखरित वाणी से, ध्वनि निकालते हए सराहना करना, यह 
प्रशंसा करने की एक प्रक्रिया है ओर कभी वाणी से मौन होकर व्यक्ति 
का अपने भीतर इवकर शान्त हो जाना यह उसकी दूसरी प्रक्रिया हे। 
भगवान श्री राम की कविता सुनकर लक्ष्मणजी किस प्रकार प्रशंसा कर 
उनकी स्थिति बड़ी कठिन है। वे शुंगार-रस के उपभोक्ता कैसे वनै? 
गोस्वामीजी से पूछा गया कि जहा आप शक्ति ओर ब्रह्म का मिलन करा 
रहे है, शुंगाररस का प्रसंग उठा रहे है, वरह आप लक्ष्मणजी को क्यों 
उपस्थित करते है? इसका उत्तर बड़ा सार्थक दिया गया । लक्ष्मणजी टँ शेष 


लष्मण चरित्र ^ १२३ 


ओर भगवान्‌ नारायण शेषशय्या पर सोते हैँ । शय्या ही शृंगार-रस में मूक 
साक्षी होती है। वह निरपेक्ष होती है, वह समग्र शृंगार की द्रष्टा के रूप 
मे सहायक तो है, पर वह भोक्ता नहीं है। उसे कोई संकोच नहीं टे 
क्योकि भले ही व्यवहार में तृतीय दिखाई देता हो पर वस्तुतः कोई तृतीय 


नहीं है । इसीलिए लक्ष्मण भगवान्‌ राम की कविता सुनकर भी मोन रहते 
टे शय्या के समान मोन रहकर अपनी उपस्थिति के भान को दबाए रहते 
है । पहली बार, आभूषणं का शब्द सुनकर जव श्री राम ने कविता की, 
तब लक्ष्मण मौन रहे थे । दूसरी वार, सीताजी का सौन्दर्य देखने के उपरान्त 
जब उन्हने श्री लक्ष्मण के समक्ष अपनी मनोदशा का वर्णन करते हए 
कहा था कि मेरा सहज-पवित्र मन जनकनन्दिनी के सौन्दर्य को देख 
अनुरागयुक्त हौ गया है, तब भी लक्ष्मण मौन रहे थे। पूरा दिन मौन मेँ 
बीत गया, सायंकाल एवं रात्रि भी मोन मेँ व्यतीत हो गई । जब दूसरे दिन 
प्रातःकाल हआ ओर प्रभु ने कहा-'उयउ अरुन' (१८२३७८७), तब लक्मणजी 
का मोन टूटा। प्रभु ने प्ूष्ठा-लक््मण! जरा निकलकर देखो तो सही कि 
सूर्य निकल आया हे या नहीं, तब लक्ष्मण का भी कवित्व फूट पडा । अपने 
उस उत्तर मं लक््मणजी नै प्रभु के उस कवित्व को भी स्वीकृति दे दी, 
जो पहले दिन प्रभु के मुख से एूट पड़ा था। वे कह उठे- 
बोले लखनु जोरि जुग पानी । 
प्रभु प्रभाउ सूचक मृदु बानी। 
अरुनोदये सकरुचे कुमुद उडगन जोति मलीन । 
जिमि तुम्हार आगमन सुनि भए नृपति बलटीन।। (१८२३८) 
नृप सब नखत करहिं उजियारी । 
टारि न सकं चाप तम भारी। 
कमल कोक मधुकर खग नाना । 
हरषे सकल निसा अवसाना।॥। 
एेसेहिं प्रभु सव भगत तुम्हारे । 
होडह्हिं टूटे धनुष सुखारे॥ 
परभु ने हंसकर कहा-लक््मण! तुम तो ज्योतिषी भी बन गए । आगे 
क्या होने वाला है यह सव तुमने बता दिया! तो, लक्ष्मणजी भगवान्‌ राम 
कं साथ सब प्रकार की भूमिका निभा जाते हैँ । उन्हं अपने ऊपर पूरा 


१२४ ^ लक्ष्मण चरित 


नियन्त्रण है। उन्हें अपने कर्तव्य का पूरा ज्ञान है। वे अत्यन्त अनुशासित 
ह । शुंगार-रस की अभिव्यक्ति मेँ जब भगवान्‌ राम की वाणी प्रगल्भ हो 
उठती हे तो श्री लक््मण अपने शेषत्व का स्मरण कर मौन रहते हैँ । लोग 
उन्हें न समञ्ने के कारण ही “खोट' ओर ननिर्कुश' आदि संज्ञा दे बेटे 
थे। परशुराम-लक्ष्मण संवाद के प्रसंग में जनकपुरवासी कह वेटे-छोर 
कुमार खोट बड़ भारी । परशुराम ने तो उन निपट निरकुश' की ही 
उपाधि दे दी थी। महाराज जनक ने भी कह दिया था- मष्ट करट 
अनुचित भल नार्ह" । इस पर प्रमु ने लक्ष्मणजी की ओर अंखिं तरेर कर 
देखा था-'नयन तरैरे रामः। तब परशुराम को बड़ी प्रसन्नता हई थी, 
सोचा था कि चलो, रामने भी भौं टेढ़ी कर लक्ष्मण के टेदेपन का 
प्रमाण-पत्र दे दिया है। पर क्या प्रभु ने परशुराम का पक्ष लेते हए नैत्र 
तरेरे थे? नहीं, बल्कि इस क्रिया के दारा उन्होने लक्ष्मण की सवसे अधिक 
प्रशंसा की थी। कैसे? ज्योही उन्न नेत्र टे कर लक्ष्मणजी की ओर 
देखा, त्योँही वे टेढ़ी वाणी बोलना बन्द कर गुरु के समीप चले गए- गुर 
समीप गवने सकुचि परिहरि वानी बाम (१८२७८) । मानो भगवान्‌ राम 
ने परशुरामजी को यह दिखा दिया कि लक्ष्मण तो इतना अनुशासित ह 
कि अखि का इशारा भी मान जाता है, अगर वह शब्द से न मानता 
दिखाई देता हो, तो वह मनवाने वाले की भूल होगी । 

एेसे अनुशासित लक््मणजी पुष्पवाटिका में भगवान्‌ राम के हदय से 
फूटने वाली कविता को मौन रहकर सुनते हँ ओर फिर संकेत से । ही वे 
प्रभु को लताकुज में ते जाते है। वहाँ वे एक नया काम करते ह। जो 
हाथ धनुष-वाण चलाया करते थे, अपने उन हाथों में फूल का दोना, फूल 
की कलियाँ लेते हैँ ओर प्रभु कं माथे को सजाने लगते हैँ । लक्ष्मणजी को 
लगता टै कि अनुराग की दिव्य भूमि में दूल्हे का श्ुंगार तो हौ जाए। 
प्रभु पूजा के लिए पुष्प चुनने आए थे, इसलिए मर्यादा का ध्यान रखते 
हए उन्होने मुकुट भी धारण नदीं किया था। अब लक्ष्षणजी उनके पूरे 
माथे में फूलों की कलिर्यो लगा देते हैँ । भगवान्‌ राम जब पुष्पवाटिका 
मे आए, तो उन्हें देख मयूर नाचने लगा था। उसका जो पंख गिरा था, 
उसे लक्ष्मणजी ने उठा लिया ओर प्रभु के माथे पर लगा दिया । इस प्रकार 
जब फूलों ओर मोरपंख से लक््मणजी ने प्रभु को सजा दिया, तो धीरे से 


लक्ष्षण चरित्र ^ १२५ 


उन्होने प्रभु को संकेत किया कि अव लताकुज से बाहर निकलिए । ओर 
भगवान्‌ राम को अपनी सारी कविता का मानो उत्तर मिल गया । प्रभु ने 
कहा था कि लक्ष्मण! मेरे हृदय मेँ अनुराग का उदय हो गया टे, ओर 
लक््मणजी ने प्रभु के सिर पर मोरपंख बोध कर मानो घोषणा कर्‌ दी कि 
आज तक जो ब्रह्म निष्पक्ष था, वह अब पक्षधर हो गया है। इस प्रकार 
विरागी ओर निष्पक्ष ब्रह्म को अनुरागी ओर पक्षधर बनाकर लक्ष्मणजी ने 
जीव की समस्या का समाधान प्रस्तुत किया। 


॥ बोलिए सियावर रामचन्ध की जय ॥ 


१२६ ^ लक्ष्मण चरित 





| 


| श्रीरापः शरणः मम।॥ 


षष्ठ व्याख्यान 


)69006006000660600060496060000(06000 00006000 60600000 00000009 060906 


पिछली चर्चाओं मेँ हमने देखा कि श्री लक्ष्मण की भूमिका के विना भगवान्‌ 
राम का चरित्र अधूरा है। भगवान्‌ राम की भूमिका किसी प्रकार की भी 
क्यों न हो, श्री लक्ष्मण उसमें प्रेरक हैँ । शृंगार-रस में लक्ष्मण मौन हैँ 
निःशब्द दै । वे जानते है कि अनुराग में शब्द बाधक है। अनुराग-रस में 
डूबने के लिए काल की अनुभूति की आवश्यकता नहीं । जैसे घण्टा बज 
उठा । उसकी ध्वनि कानों मे गई ओर व्यक्ति को समय का बोध हुजा। 
अब यह समय का बोध व्यवहार के लिए तो आवश्यक है, पर भक्तिरस 
मे डूबने मेँ वह वाधक है। काल का बोध जितना मिरेगा, व्यक्ति उतना 
ही भक्तिरस में डवेगा । व्यक्ति से वड़ा देश है ओर देश से बड़ा काल, 
इसलिए व्यक्ति को देश ओर काल दोनों की मर्यादा की रक्षा करनी 
चाहिए, लेकिन जब वह कालातीत ईश्वर मेँ प्रवेश करना चाहे, तब उसे 
काल की विस्मृति करनी चाहिए । इसीलिए गोस्वामीजी कहते है कि जव 
भगवान्‌ राम का अवतार हआ तो एक महीने का दिन हो गया, मानो 
घड़ी की गति ही रुक गई । सूर्यं आकाश की, विराट्‌ की घड़ी है ओर 
श्री राम के अवतरण कं समय उसकी गति अवरुद्ध हो जाती हे । इसलिए 
पुष्पवाटिका में श्री लक्ष्मण वंगार-रस मेँ सहायक तो होते है, पर स्वयं 
अपनी उपस्थिति का भान नहीं होने देते। आगे चलकर जब श्री सीताजी 
की सखिर्यँ उपस्थिति का भान कराती है, तब वियोग होता है । सियो 
को काल का ध्यान हो आता है ओर उन्हें लगता है कि अव अत्यन्त 
विलम्ब हो गया, शीघ्र लोट चलना चाहिए-“भयउ बिलवु मातु भय मानी' । 
(१८२३३८७) 


लक्ष्मण चरित्र ^ १२७ 


तो लक्ष्मणजी का पुष्पवाटिका में यह जो मोन हे, वह अनुराग की 
भूमिका के सर्वथा है । प्रसंग चल रहा था कि श्री लक्ष्मण प्रभु को 
लताकरुन में लेकर जाते टँ । सखी श्री राम को फूल चुनते हए देख कर 
सीताजी को बताने कं लिए गई थी, वह जब सीताजी को अन्य सखियों के 
साथ लेकर वापस आती है, तो श्री राम वँ नहीं दिखते, जलँ वह उन्हे देख 
गई थी । वह व्याकुल होकर कहती है कि ने तो उन्हें यहीं पर देखा था, 
पता नहीं करटो चले गए! इतने मेँ उन लोगों को लता की ओट में श्री राम 
दिखाई देते है । गोस्वामीजी यह तो स्पष्ट नहीं लिखते कि लताकुज में क्या 
हो रहा था, पर जव उसमें से श्री राम प्रकट होते हैँ, तब लगता हैकिगश्री 
लक्ष्मण ने वहो पर अपनी भूमिका सम्पनन कर ली है-निःशब्द ओर विरागी 
रहकर । विरागी इस अर्थ मेँ कि वे शंगाररस की भूमिका मेँ रहकर भी 
शृगार-रस के उपभोक्ता नहीं र । श्री राम जिस समय लताकरंज से प्रकट 
होते टै, उसका एक चित्र प्रस्तुत करते हुए गोस्वामीजी कहते है कि सीताजी 
नेत्र बन्द कर श्री राम का ध्यान कर रही हैँ ओर सखी कहती टै कि एक 
बार नेत्र खोलकर दर्शेन तो कर लीजिए! यहाँ पर गोस्वामीजी ने प्रभु की जो 
अकी प्रस्तुत की है, वह प्रभु की अन्य कियो से भिन है। जो लोग 
रामचरितमानस को अर्थं ओर विचार की दृष्टि से बहुत ध्यान से पदटृते है 
वे जानते होगे कि उसमें भगवान्‌ राम की अनेक ओँकि्याँ हैँ ओर प्रत्येक 
कि में उनका एक अलग रूप है । जब श्री राम किसी भक्त के सामने 
प्रकट होते ठै, तब उसकी दृष्टि उनके चरणों की ओर चली जाती हे । जव 
वे किसी दूसरे के सामने आते ह, तव वह उनके. श्रीमुख को देखने लगता 
हे। कोई उनकी भुजाओं की ओर निहारने लगता हे। किसी की दृष्टि 
सर्वप्रथम प्रभु के हदय की ओर चली जाती हे । भावना को प्रकट करने की 
यह जो शेली है, उसे गोस्वामीजी एक भिननन टंग से लताकुज से प्रकट हए 
प्रभु की ओंकी में अभिव्यंजित करते हैँ। 

एक व्यक्ति, एक भक्त, जो दास्य भाव से भगवान्‌ राम की आराधना 
करता टै, जब श्री राम की ओर देखता है, तो उसकी दृष्टि स्वभावतः 
उनकं चरणों की ओर जाती है। श्री हनुमानजी ने जब उन्हें पहली वार 
देखा था तो उनका ध्यान सबसे पहले चरणों की ओर गया था, उन्होने 
कहा था-जआपके चरण तो बडे कोमल रै 


१२८ ^ लक्ष्मण चख 


कम्नि भूमि कोमल पद गामी । 
कवन हेतु विचर्‌ह॒ बन स्वामी।।४८०८८ 9 
जव मनु कं सामने प्रभु प्रकट हुए तब मनु ने दृष्टि उटाकर्‌ सबसे 
पहले प्रभु के चरणों को नहीं देखा । क्यों ? इसलिए कि हनुमानजी की 
दृष्टि मेँ प्रभु स्वामी थे पर मनु उन्दँ अपना पुत्र बनाने की कामना से 
परित हो तप कर रहे थे । इसीलिए जब मनु दृष्टि उठाकर देखते है, तव- 
सरद मयंक बदन छवि सीवा । 
चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा॥ १८१४६८१ 
-प्रभु का मुख ओर कपोल उन्दँ पहले दिखाई पड़ता है । एक मो 
या पिता जव अपने बालक की ओर देखेगा, तो वह उसके चरणों को 
थोडे ही पहले देखेगा, उसकी दृष्टि तो बालक के मुख की ओर ही 
जाएगी । ओर जब विभीषण भगवान्‌ राम को देखते टै तो न तो चरणों 
मे उनकी दृष्टि जाती है न मुख में, वे तो प्रभु की भुजार्णँ पहले देखते 


दूरिहि ते देखे दौ भ्राता । 
नयनानद दान के दाता॥। 
भुज प्रलब.... ।५८४४८२४ | 
-देखते हैँ कि प्रभु की भुजार्णँ कितनी लम्बी हैँ! यह मित्र की दृष्ट 
हे। विभीषण तो सखा हँ न, सखा का ध्यान भगवान्‌ राम की लम्बी 
भुजाओं पर जाता है, जिनसे वे सखा को अपने आलिंगनपाश में बधि 
मैत्री का पर्विय देंगे। 
पर पुष्पवाटिका मेँ जब प्रभु लताकुज से प्रकट होते है, तो सखियों 
की दृष्टिन तो उनके चरणों पर जाती है, न मुख पर ओर र भुजाओं 
पर्‌, वह तो उनके मस्तक पर जाती है। यह लक््मणजी की रचना का 
आकर्षण था। जव सखी कं कहने से सीताजी अपने नेत्र खोलती है, तब 
क्या देखती हैँ ?- 
मोरपख सिर सोहत नीके । 
गुच्छ बीच विच कुसुम कली के 
भाल तिलक श्रमविदुं सुहाए । 
श्रवन सुभग भूषन छवि छाए॥१८२३२८२-३ 


लष्मण चरित्र ^ १२६ 


-श्री राम के मस्तक पर मोरपंख सुशोभित हैँ ओर उनके बीच-बीच 
मे एूलों की कलियों के गुच्छे लगे ह । इसमे श्री लक्ष्मण की भूमिका हे। 
उनके द्वारा की गइ रचना की दो वस्तुरपँ इतनी महत्त्वपूर्ण हो गई कि सबसे 
पहले सखियों का ध्यान उन्हीं दो वस्तुओं की ओर जाता है-मयूरपंख 
ओर एूल की कलिर्या । मयूरपंख तो श्री कृष्ण का बहुत काल तक संगी 
रहा । वृन्दावन की सारी लीला का हर क्षण मयूरपंख से जुडा हआ है। 
बाद में मथुरा-दारका में भले ही श्रीकृष्ण मयूरपंख न लगाते हों, पर 
वृन्दावन में तो वे नित्य धारण करते रहे । श्री राम के चरित्र मेँ मयूरपंख 
का वर्णन ओर करीं नहीं आता है, केवल पुष्पवारिका में, अनुराग के 
प्रसंग मेँ वह उनके मस्तक पर दिखाई दे रहा है। गोस्वामीजी य्ह पर 
भाषा-शास्त्र की दृष्टि से एक अलग कल्पना करते है । “दोहावली रामायणः 
मँ उनसे पृष्ठा गया कि मयूर पक्षी को मोर क्यो कहते टै ? भाषाविद्‌ उत्तर 
में कहेगा कि मयूर शब्द बिगड़कर मोर हो गया । उसकी दृष्टि भाषा पर, 
व्याकरण पर है। पर भक्त की दृष्टि भाषा ओर व्याकरण से आगे वट्कर 
भाव पर जाती है। गोस्वामीजी श्लेष से मोर का एक अर्थ लेते है मेरा 
जब हम किसी वस्तु को अपना कहना चाहते है, तो “मोर' शब्द का प्रयोग 
करते है; यथा “मोर दास काइ नर जासाः (७४५८३) गोस्वामीजी प्रश्न 
उठाते है कि इस मयूर पक्षी में कोन-साणएेसागुणटै कि सारे संसार के 
लोग इसे “मोर-मोर' कहते हैँ? उन्हें लगता ठै कि मयूर मेँ तो कोई गुण 
ही नहीं है । 'तन-विचित्र'-उसका शरीर देखो तो विचित्र है, लम्बाई-चोडाई 
मे कोई सन्तुलन नहीं । फिर, "कायर बचन'-उसकी बोली सुनो तो उसमें 
कायरता है। “अहि अहारः ओर उसका भोजन देखो तो संपि का भक्षण 
करता हे। तो, शायद उसका हृदय अच्छा हयो? नहीं, वह भी अच्छा नहीं "चित 
चोर' । जब उसमे कोड गुण ही नही, तब भला उसे “मोर' क्यों कहते है? 
गोस्वामीजी को पुष्पवाटिका की याद हो आती है ओर वे कह उठते है 

तन विचित्र कायर बचन अहि अहार चित घोर । 
जब ते हरि भये पक्षधर तव ते कह सब मोर॥ 

-जब से भगवान्‌ नै उसका पक्ष धारण कर्‌ लिया, तव से लोग 
उसे “मोर-मोर' कहने लगे! भले ही किसी में न्यूनता हो, कमी हो, पर 
जब भगवान्‌ उसे स्वीकार कर लेते है, तो सभी उसे अपना बना लेते है। 


१२० ^ लक्ष्मण चरित्र 








अच्छा, तो श्री लक्ष्मण ने भगवान्‌ के सिर पर मोरपंख लगाने के 
लिए यही स्थान क्यों चुना? अयोध्या में तो कभी उन्होने उनके मस्तक 
पर मोर पंख नहीं लगाया । वास्तव में श्री लक्ष्मण इस शृंगार के दारा एक 
नई भूमिका प्रस्तुत करते हँ । उनका तात्पर्य यह है कि यदि कोई भगवान्‌ 
का मोर बनना चाहे तो उसे अयोध्या में नहीं, जनकपुरी मेँ जन्म लेना 
चाहिए । जो भक्ति का मोर होगा, वही राम का मोर होगा। जो भक्ति 
का अपना नहीं होगा, वह भगवान्‌ का भी अपना नहीं होगा । भगवान्‌ 
का मोर वही होगा, जो भक्ति की वाटिका मेँ पालित है, जो भक्ति का 
पक्षधर है । गोस्वामीजी के लिए पक्षी पक्षपात का प्रतीक है। भक्ति का 
अर्थ ही है पक्षपात। गोस्वामीजी उत्तरकाण्ड में संकेत देते है कि भक्ति 
के आचार्य काकभुशुण्डिजी पक्षी हैं । पक्षी शब्द के दो अर्थ होते है-एक 
तो आकाश में उडनेवाला पक्षी ओर दूसरा वह, जिसके हदय में किसी 
क प्रति पक्षपात हो। ज्ञानी निष्पक्षता का दावा करता है, पर भक्त एेसा 
दावा नहीं करता । भक्त तो कहता है कि हम पक्षपाती हैँ, ओर जब भक्त 
पक्षपाती बनता है, तो भगवान्‌ पक्षधर बनते हैँ । न तो भक्त निष्पक्ष है 
ओर न भगवान्‌ ही। भगवान्‌ तो श्रीमद्भागवत मेँ कह देते है-“मदन्यत्‌ 
तेग जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि (६४८६८) "वे (भक्त) मेरे अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं जानते तथा मेँ उनके अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं जानता ॥ 
तो, पुष्पवाटिका में साक्षात्‌ पराभक्तिस्वरूपा किशोरीजी के सम्मुख जव 
विरागी ओर निष्पक्ष ब्रह्म प्रकट होता हे, तो वह अनुरागी ओर पक्षपात 
से युक्त हो जाता है ओर अपने माथे पर मोरपंख धारण कर लेता हे। 
यह मोरपंख ईश्वर कं अनुराग को ही प्रकट करता है। सीताजी का 
भगवान्‌ राम के प्रति अनुराग तो प्रकट ही है। जब वे श्री राघवेन्द्र के 
सौन्दर्य को देखती है, तो उनका प्रभु के प्रति अनुराग उनके हाव-भाव 
से प्रकट ह्य जाता है। पर श्री राम का उनके प्रति अनुराग है या नहीं? 
सचखिर्यो अपने वर्णन के माध्यम से सीताजी को श्री राम के अनुराग के 
प्रति आश्वस्त करती है! वे सीताजी से कहती है-जरा मोरपंख को देखिए! 
उनका तात्पर्य यह था कि जब श्री राघवेन्द्र आपकी वाटिका के मोरपंख 
को इतना सम्मान दे रहे है कि उसे सिर पर धारण कर लिया है, तब 
फिर वे आपको करौ पर धारण करेगे इसकी कल्पना कर लीजिए! जो 


लक्ष्मण चरि ^ १२३१ 


व्यक्ति आपकी छोरी से छोटी वस्तु का इतना सम्मान करता है, वह फिर 
आपका कितना सम्मान करेगा! तो, पुष्पवाटिका का मोरपंख ओर पुष्प 
की कलियां यही संकेत करते हँ कि भगवान्‌ भक्तों के पक्षधर दँ । ओर 
भगवान्‌ को इस प्रकार पक्षधर बनाने का कार्य श्री लक्ष्मण के दारा 
सम्पन्न होता डे। वे मोन ओर निःशब्द रहकर पुष्पवाटिका मेँ अपनी यह 
महत्त्वपूर्ण भूमिका सम्पन्न करते ह । 
यह देखकर आश्चर्य होता है कि जो लक््षणजी पुष्पवाटिका कं 
भुंगाररस के प्रसंग में इतने निःशब्द है, वे अन्य प्रसंगो में इतने मुखर 
कैसे हो उठते है? यही लक्ष्मणजी की भूमिका की विशिष्टता है। हर 
भूमिका कं अनुरूप वै अपने को दाल ` लेते है । वेसे तो काम, क्रोध ओर 
लोभ की बार-बार निन्दा की जाती है। ^रामचरितमानस' मेँ उनकी निन्दा 
करते हए कहा गया है-^तात तीनि अति प्रवल खल काम क्रोध अरु 
लोभः (३८३८क) फिर गीता मेँ भी “काम एष क्रोध एष रजोगुण-समुद्‌भवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ (३८३८७) । कहकर उनकी निन्दा 
की गई हे । लेकिन जनकपुर के प्रसंग की विलक्षणता यह टै कि वरहा तीन 
प्रसंगो मे उन्टीं तीन विकारो की स्वीकृति हे । पुष्पवाटिका में काम की 
स्वीकृति है तो धनुषयज्ञ में क्रोध की ओर विवाह कं मण्डप मँ लोभ की। 
इसका तात्पर्य क्या है? यह सही है कि काम, क्रोध ओर लोभ त्याज्य 
ह पर प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति या समाज एेसा हो सकता हे, 
जो काम, क्रोध ओर लोभ से शून्य हो? यह सम्भव नही; क्योकि कामशून्य 
समाज मेँ कोई सृष्टि नहीं हो सकेगी, क्रोधशून्य समाज में किसी के 
अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की वृत्ति नहीं हो सकेगी ओर लोभविहीन 
समाज में किसी निर्माण की प्रेरणा नहीं प्राप्त हो सकेगी । काम, क्रोध ओर 
लोभ तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के जीवन में रहते ह । इसीलिए गोस्वामीजी 
उत्तरकाण्ड मे उनकी तुलना वात, पित्त ओर कफ से करते हे । कहते है, 
जैसे शरीर के संचालन के लिए वात, पित्त ओर कफ की आवश्यकता 
होती हे, चैसे ही मन मेँ भी वात, पित्त ओर कफरै। वे क्यार 
\ काम वात कफ लोभ अपारा । 
क्रोध पित्त नित छाती जारा॥७८१२०३० ५ 
-काम वात है, क्रोध पित्त ओर लोभ कफ। तो जैसे वात, पित्त ओर 


१३२ ^ लक्ष्मण चरति 


कफ में से किसी एक के कुपित होने से व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, वैसे 
ही जव काम, क्रोध या लोभ तीव्र हो जाता है, तब व्यक्तिगत या सामाजिक 
जीवन मं अशान्ति या अस्वस्थता पेदा हो जाती है। जव शरीर मेँ कफ, 
वात या पित्त की प्रबलता होती है, तो रोग उत्पन्न होता है ओर हम दवा 
के लिए वेद्य के. पास जाते ट । वेद्य दवा देकर कफ, वात ओर पित्त को 
नष्ट नहीं करता, बल्कि इन तीनों को सम करने का प्रयल करता है । यदि 
वेद्य एेसा सोचे कि कफ, वात ओर पित्त ही रोग के कारण है, इसलिए 
चलो, इन तीनों को नष्टही करदे, तबतो रोग के साथ रोगी भी मिट 
जाएगा । शरीर मेँ यदि कफ, वात ओर पित्त न रहे, तो व्यक्ति भी जीवित 
नहीं रहेगा । इसलिए वैद्य का कार्य यह है कि ववह कफ, वात ओर पित्त 
को मिटाये नही, अपितु उनकी समता बनाए रखे । इसी प्रकार, व्यक्ति या 
समाज कं मानसिक सन्तुलन कं लिए काम, क्रोध ओर लोभ को नष्ट करना 
नहीं है, अपितु उनको सन्तुलित बनाना है। यदि सन्तुलित न हों तो काम, 
क्रोध ओर लोभ ही क्या, ब्रह्मचर्य भी घातक हो नाता ह | 
इस सन्दर्भ मेँ एक प्रश्न उठता है- ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है या विवाहः? 
रामचरितमानसः मे आपको दो पात्र एेसे मिलेगे, जिनमें एक जब विवाह 
करना चाहता था, तो प्रभु ने करने नहीं दिया ओर दूसरा जो विवाह करना 
ही नहीं चाहता था, उसे विवाह करने के लिए बाध्य किया। प्रथम थे 
नारदजी ओर दूसरे शंकरजी । यह बड़ी विचित्र बात टै! नारदजी विवाह 
के लिए इतने व्यग्र है कि स्वयं भगवान्‌ से जाकर कहते हैँ कि अपनी 
सुन्दरता मुञ्चे दे दीजिए! जिससे मेरा विवाह शीघ्र हो जाए- 
आपन रूप देहु प्रभु मोही। 
आन भति नहिं पावो ओट॥ ९८९२१८३ 
-ओर भगवान्‌ एेसी बाधा देते हैँ कि उन्टं बन्दर की आकृति दे 
देते हँ तथा विश्वमोहिनी को स्वयं वरण करके ले जाते हे । दूसरी ओर 
शंकरजी समाधि में बेठे हुए है, उनके सामने प्रकट होकर कहते हँ कि 
म आपसे मौँगने कं लिए आया हू ओर वह मुञ्चे दीजिए! शंकरजी से 
भगवान्‌ क्या ्मौगिते हैँ? 
अब विनती मम सुन्‌ सिव जो मोपर निज नेह । 
जाइ बिबाटट सेलजहि यह मोहि मागे देह्‌।।१८७६ 


लक्ष्मण चर्त्रि ^ १३३ 


-आप पार्वतीजी से विवाह कर लीजिए । तभी तो जब भगवान्‌ राम 

सीताजी के विरह मेँ विलाप कर रहे थे, नारदजी ने उनसे पृष दिया था- 
तब विवाह मे चाहर कीन्हा । 
प्रभु केहि कारन करे न दीन्टा।३८४२८३ 

नारदजी का तात्पर्य यह था कि आपने शंकरजी से विवाह के लिए 
आग्रह किया ओर जब में स्वेच्छा से विवाह करना चाहता था, तो आपने 
नहीं करने दिया । एेसा क्यो? इस पर भगवान्‌ राम ने व्यंग्य-भरा मीठा 
उत्तर दिया था- 

मोरे प्रोट्‌ तनय सम ग्यानी। 
बालक सुत सम दास अमानी॥॥३८४२८८ 

-शंकरजी मेरे बड़ बेटे है, ज्ञानी हैँ ओर तुम नन्हं बालक हो, भक्त 
हो । उसमें व्यंग्य क्या है? प्रोट्‌ लडका विवाह न करे, तो घरवाले बाध्य 
करते ट, पर यदि नन्हा बच्चा विवाह की चर्चा चलाए, तो उसकी बात 
घरवाले थोडे ही सुनते हैँ । बच्चा यह थोडे टी जानता है कि विवाह क्या 
होता टै। वह यह भी नहीं समञ्जता कि किससे विवाह करना चाहिए ओर 
किससे नहीं । वह तो विवाह के तामञ्ञाम ओर फोज-फटाके को देखकर 
ही विवाह के लिए तैयार हो जाता टै। अगर उससे पृष्ठा जाए किं किससे 
विवाह करोगे, शायद वह फेसे व्यक्ति का नाम लेले कि बडे होने पर 
उसे सोचने में भी संकोच लगे कि मैने किसका नाम ले दिया धा। प्रभु 
का तात्पर्य यह था कि नारद्‌, यदि तुम बड़ वच्चे होते, तो क्या मेरी माया 
से विवाह करने की बात सोचते? जब तुमने मेरी माया से विवाह करने 
का संकल्प किया, तो उसी से मेँ समञ्ञ गया कि तुम निरे बालक हो। 
नन्हा बालक यदि विवाह करना भी चाहे, तो उसे रोक देना चाहिए, 
क्योकि वह नहीं समञ्ता कि विवाह क्या है? इसलिए मेने तुम्हें विवाह 
नहीं करने दिया । 

इसका अभिप्राय यह है कि प्रश्न यह नहीं कि ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है या 
काम, प्रश्न यह है कि किस परिस्थिति में व्यक्ति विशेष कं लिए क्या 
श्रेष्ठ हे । शंकरजी की निष्कामता संसार के लिए घातक बन गई थी । आप 
वह कथा जानते हगे कि कैसे तारकासुर ने अपनी तपस्या से ब्रह्माजी 
को प्रसन्न कर वरदान मगा कि मैं किसी के हाथों न मरसँं। जब ब्रह्माजी 


१३४ ^ लक्ष्मण चरसि 


ने एेसा वरदान देने मेँ असमर्थता प्रकट की तो उसने कहा-अच्छा, ठीक 
हे, यदि मेँ मरू भीतो शंकरजी कं ओरस पुत्र कं हाथों मर, अन्य किसी 
के हाथों नहीं । ओर ब्रह्माजी "तथास्तु कह देते है । एसा वरदान र्मौगने 
के पीछे तारकासुर कं मन मं यह भावना काम कर रही थी कि शंकरजी 
तो निष्काम है, वे ऊर्ध्वरेता एवं समाधि में रहने वाले है, वे तो विवाह 
करेगे नहीं । विवाह वही करता टै, जिसके मन में काम होता है। ओर 
यदि शंकरजी विवाह करगे नहीं, तो उनके पुत्र होगा कैसे, ओर उनके पुत्र 
नहीं होगा तो मुञ्चे मारेगा कोन? इसीलिए वह ब्रह्माजी से कहता है कि 
शंकरजी के ओरस पुत्र को छोडकर ओर किसी के हाथों न मसं! उसे 
भय है कि कीं शंकरजी संकल्प से कोई पुत्र न खडा कर दं, इसलिए 
वह पुत्र के साथ “ओरस' विशेषण लगाता है। ओरस' पुत्र कं लिए तो 
शंकरजी को विवाह करना ही पडेगा ओर तारकासुर को विश्वास था कि 
शंकरजी विवाह नहीं करेगे । असुरो का गणित भी बड़ा विचित्र होता था, 
योजना बड़ी लम्बी होती थी। तो, यदि शंकरजी निष्काम ही बने रहते, 
तो उनकी निष्कामता तारकासुर को अमर बना देती । ओर वह संसार के 
लिए बड़ा घातक होता। इसीलिए शंकरजी से भगवान्‌ अनुरोध करते हैँ 
कि वे विश्च के कल्याण के लिए काम को जीवन मेँ स्वीकार कर पार्वतीजी 
से विवाह कर लें। 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि यदि काम लोक-कल्याण की सुष्टि 
करता हे ओर उसमें से अनियन्त्रण का रोग निकाल दिया जातादहै, तो 
वह बड़ी आवश्यक वस्तु है । भले ही गोस्वामीजी यह मानते हैँ कि- 

जां राम तहं काम नहिं जहाँ काम नहिं राम । 
तुलसी कबहुँ न रह सके रबि रजनी इक ठाम॥ 

-राम ओर काम एक साथ नहीं रह सकते, तथापि पुष्पवाटिका में 
वे राम ओर काम को एक साथ लाते है। भगवान्‌ राम ने लक्ष्मणजी से 
कहा-कामदेव वाद्य बजाता हुआ आक्रमण के लिए आ रहा है । वे लक्ष्मणजी 
से एेसा क्यों कहते हैँ ? -यह प्रदर्शित करने के लिए किं काम की भूमिका 
मे भी लक्षण अपने कर्तव्य का निर्वाह किस प्रकार करते हैं प्रभु का 
तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण सदैव उनके साथ रहे हैँ ओर हर प्रकार की 
परिस्थिति का सामना उन्होने लक्ष्मण के साथ रहकर सफलतापूर्वक किया 


लक्ष्मण चरित्र ^ १३५ 


हे। यहाँ भी जव काम प्रभु पर आक्रमण कर रहा है, तो लक्ष्मण साथ 
है । लक्ष्मणजी साक्षात्‌ रैराग्य हैँ। काम के आक्रमण के समय वैराग्य की 
भूमिका क्या होगी? 4 

यदि लक्ष्मणजी सही अर्थो मेँ धर्म के तततव को न जानते होते, तो 
कह देते कि काम आपको नहीं हरा सकता । पर उन्होने संकेत से ठीक 
उल्टी बात कह दी। भगवान्‌ राम के माथे पर मोरपंख लगाकर उन्होने 
मानो पराजय-पत्र ही लिख दिया! उनका तात्पर्य यह था कि महाराज! 
काम अकेले तो आपको जीत सकता नहीं, लेकिन जब वह भक्तिदेवी के 
नृपरो का आश्रय लेकर आ रहा टै, तो हार स्वीकार कर लने में ही शोभा 
हे । काम को गौरव प्रदान कीजिए! उसे पराजित करने के संकल्प की बात 
छोड दीजिए । योग में निष्कामता का आग्रह भले ही रहे, पर भक्ति में 
एेसा आग्रह नहीं ठै । 

काम दो व्यक्तियों पर आक्रमण करता है-एक तो भगवान्‌ शिव 
पर ओर दूसरे, भगवान्‌ राम पर । जव वह शिव पर आक्रमण करता है, 
तो वे उसे जला देते हैँ ओर जब वह भगवान्‌ राम पर आक्रमण करता 
हे, तो वे उसे स्वीकार कर लेते है । जव वह शिवजी पर आक्रमण करने 
आया, तो पार्वती से रहित होकर आया । जब भगवान्‌ राम पर आक्रमण 
करने आया, तो सीताजी के चरणों का आश्रय लेकर आया । यदि काम 
श्रद्धा का आश्रय लेकर आता, तो शंकरजी भी उसे उसी प्रकार स्वीकार 
कर लेते, जिस प्रकार भक्ति का आश्रय लेकर आने पर उसे भगवान्‌ राम 
ने स्वीकार कर लिया। संसार के साथ काम का सम्बन्ध अग्राह्य है, पर 
भक्ति के साथ वह आए, तो आपत्ति नहीं । जैसे मा अपने बालक को 
सिखाती है कि किसी के घर में जाना, तो कुछ मगना मत; किसी चीज 
को देखकर ललचाना मत । इसका मतलब यह नहीं कि मँ अपने वच्चे 
को केवल निष्कामता की शिक्षा देती है; वह उससे यह भी कहती टै कि 
कोई जरूरत हयो तो घर मेँ मौगना। तात्पर्य यह टै कि मौ अपने बालक 
को भले ही संसार के लोगों के सन्दर्भ में निष्काम देखना चाहती है, पर 
अपने सन्दर्भ में बालक का सकाम रहना ही उसे अभीष्ट है। इसी प्रकार 
पुष्पवाटिका के प्रसंग में, जरह काम भक्ति का आश्रय लेकर आता हे, 
लक्ष्मणजी काम को गौरव प्रदान करते है, उसका विरोध नहीं करते। वे 


१३६ ^ लकश्मण चरित्र 


मोन रहकर भगवान्‌ राम को मानो संकेत देते है कि प्रभो! अन्य युद्ध 
मे तो मेँ आपका सहायक बन सकता हू. पर इस युद्ध मेँ आप मुञ्ञे मोन 
ही रहने दीजिए! ओर सच भी तो है, जर्हौ तक भक्ति ओर ब्रह्म कं 
सम्बन्ध की बात है, व्हा वैराम्य की सत्ता नहीं आया करती । 

} वास्य क्या है "रामचरितमानस" मँ कटा गया है-“विरति च्म 
संतोष कृपाना' (६७६८७) --वराग्य दाल हे । प्राचीन काल के योद्धाओं 
का चित्र आपने देखा होगा । वे लते समय अपने एक हाथ मेँ तलवार 
लेकर आक्रमण करते थे ओर दूसरे मेँ टाल लेकर अपना बचाव । तो 
भगवान्‌ राम की दृष्ट मेँ वैराग्य टल है। टल का काम है रक्षा करना। 
टाल स्वयं मेँ अत्यन्त शुष्क होती टै, गेडे की खाल से बनती टै, उसमें 
रक्त का लेश नहीं होता। तो क्या जो व्यक्ति गेडे से बनी उस दल को 
धारण करता है, वह रक्त का विरोधी है, शुष्कता का प्रेमी है? नहीं, एसा 
तो नहीं, बल्कि शरीर में अपने रक्त को बचाने के लिए इस वि-रक्त यल 
को आगे कर दिया जाता हे, अर्थात्‌ विरक्तता की आवश्यकता अनुरागरूप 
रक्त को बचाने कं लिए है। वस्तुतः वैराग्य बाह्य वस्तु है ओर अनुराग 
आन्तरिक । वैराग्य कं माध्यम से शुष्कता का प्रचार नहीं अपितु अनुराग 
की रक्षा टै। ओर लक्ष्मणजी वैराग्यरूप होने कं कारण यह भूमिका सम्पन्न 
करते हैँ । यह काम के सन्दर्भ में उनकी भूमिका है। 

धनुष-यज्ञ के मण्डप मेँ क्रोध के सन्दर्भ में उनकी भूमिका कं दर्शन 
होते है । वर्ह पर उन्होनि क्रोध किया । वैसे तो लक््मणजी आदि से लेकर 
अन्त तक इतनी वार क्रोध काते हैँ कि लगता है वे बड़े क्रोधी हैँ । इसी 
को दृष्टि मेँ रखते हए गोस्वामीजी ने लक्ष्मणजी की वन्दना मेँ एक विरोधाभास 
रख दिया । वन्दना प्रारम्भ करते हए उन्होने पहला गुण लिखा- 
वन्दं लषछिमन पद जल जाता । 
सीतल सुभग भगत सुख दाता॥१८१६८५ 
- ^ लक्ष्मणजी के चरणकमलों की वन्दना करता हु, जो शीतल 
है ।' अव, यदि भरतजी के लिए शीतल शब्द का व्यवहार करते तो कोई 
सार्थकता थी, क्योकि वे बडे शीतल हैँ । भगवान्‌ राम भी शीतलता की 
मूर्ति है । पर लक्ष्मणजी ओर शीतलता-यह तो विरोधाभास है। उनमें 
शीतलता कीं टे नहीं मिलती । जहा देखें, वहां उनके जीवन में क्रोध 


लक्ष्मण चरित्र ^ १३७ 





ही क्रोध । तब गोस्वामीजी का तात्पर्य क्या है? वे क्यों उनकी वन्दना मेँ 
सबसे पहले “शीतल' शब्द का प्रयोग करते है? कारण यह है कि ऊपर 
से देखने में तो लक्ष्मणजी अत्यन्त क्रोधी ही लगते हैँ पर यदि अन्तरंग 
मे पैठकर देखा जाए, तो उनमें शीतलता की अनुभूति होगी । लक््मणजी 
को इस बात का प्रमाण-पत्र अनेक लोगों से मिला। 
जव गवि की स्त्रियों ने सीताजी से पृष्ठा कि ये दोनों कुमार तुम्हारे 
कोन है, तो उन्होने पहले लकष्षणजी का परिचय देते हए कला- 
सहन सुभाय सुभग तन गरे । 
नामु लखनु लघु देवर मोरे॥ २८११६८५ 
-येजो गोरे वर्णकेदहे, वे मेरे छोटे देवर है लक्ष्मण इनका नाम 
है ओर वे स्वभाव के बड़े सीधे हैं! जब अत्यन्त क्रोधी को सीधा होने 
का प्रमाणपत्र सीताजी देती हँ तो एसा लगता है कि बडाई कर रही है। 
अपने बेटे को तो सभी अच्छा होने का प्रमाणपत्र देते हैँ। तो क्या सीताजी 
सचमुच पक्षपात कर रही हँ? नीं, क्योकि परशुराम जी जो लक्ष्मण के 
परम विरोधी ओर आलोचक हैँ, वे भी जाते-जाते लक्ष्षणजी को प्रमाणपत्र 


दे जाते है 

अनुचित बहुत कटिठं अग्याता । 

छम्हु छमामदिर दोउ भ्राता॥१८२ ८४६ 
वे उन्हं श्षमामंदिर' की उपाधि देते है। 

सिद्धान्त की दृष्टि से भी यदि विचार किया जाए, तो लक्ष्मणजी को 
क्रोध सचमुच मेँ नहीं आ सकता । उनमें जो क्रोध दिखाई देता टै, वह 
फिर क्या है? वह बनावरी है। थोड़ा विचार कर देखें कि क्रोध आता 
कंसे हे। गीता" मेँ (२८६२) हम पदरते है 1 

ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः संगस्तेषूपजायते । 
सगात्सजायते कामः कामात्रोधोऽभिजायते।। 

-अर्थात्‌ य॒दि व्यक्ति विषय का चिन्तन करे तो उसके प्रति आसक्ति 
होती है। आसक्ति से उसे पाने की कामना जन्म लेती है ओर कामना 
से क्रोध उत्पन होता हे। यह क्रोध आने की एक प्रक्रिया टे। अब आप 
सोचिए लक्ष्मणजी किसका चिन्तन करते है? रामचरितमानसः में लिखा 
हुजा है कि लक््मणजी प्रतिक्षण एकमात्र श्री राम के चरणों का चिन्तन 


१२३८ ^ लक्ष्मण चरित्र 


करते ह । जब हनुमानूजी लंका से लौटने लगे, तो मौ जानकी से पूषछठा-कोई 
सन्देश ले जाना है? मौ ने कहा, सवसे पहले लक्ष्मण के चरणों में मेरा 
प्रणाम कहना- | 
अनुज समेत गहे प्रभु चरना । 
दीन बंधु प्रनतारति हरना॥५८२०८३ 

यह सुनकर हनुमानूजी चौक पडे। यह तो समञ्च मेँ आता है कि 
मौँ जपने पुत्र को आशीर्वाद दे, पर मौ का अपने पुत्र को प्रणाम करना 
समञ्च से परे की बात है। सीताजी हनुमान्‌ के असमंजस को ताड लेती 
है। वे संकेत करती कि बडे काष्ठोटे को प्रणाम करना उचित नहीं 
प्रतीत होता, पर साधना ओर भक्ति के क्षत्र मेँ सम्बन्धो में श्रेष्ठता नहीं 
सिद्ध होती, वरौ पर तो श्रष्ठता की एक ही कसौटी है ओर वह है- 

पूजनीय प्रिय परम जहां ते । 
सब मानिअरहिं राम के नाते॥ २८७३७ 

-जगत्‌ में जरह तक पूजनीय ओर परम प्रिय लोग है, वे सव राम 
जीके नाते से ही पूजनीय ओर परम प्रिय मानने योग्य ह। सीताजी का 
तर्क यह था कि जिस समय प्रभु वन के लिए अयोध्या से निकले, इन्टोने 
मुञ्धे ओर लक्ष्मण दोनों को साथ मेँ आने से मना किया। पर हम दोनों 
ने आग्रह किया कि हम भी आपके साथ चलेगे। अन्ततः हम दोनों के 
पैर उनकं साथ चल तो पड़े, पर मेरे पैर तो गलत दिशा में मुड़ गए ओर 
लक्ष्मण के चरण आज भी टीक-टीक श्री राम के साथ चल रहे है। में 
तो श्री राम के पीछे थी ओर मेरे पीठे थे लक्ष्मण, पर मेरा ध्यान इधर-उधर 
चला गया, किन्तु लक्ष्मण का ध्यान श्री राम के चरणों को छोड कहीं नहीं 
गया । प्रभु ने वन साथ चलने से मना करते हए मुञ्से कहा था कि वन 
मे तुम्हें कष्ट होगा, पर मैने उनसे विनती की धी कि आप मुञ्चे साथ ले 
चलिए, मैं प्रतिक्षण आपके चरणों पर दृष्टि रखुंगी, उससे मेरा सारा कष्ट 
टूर हो जाएगा-छिनु छिनु चरन सरोज निहारी" (२८६६१) । पर में अपनी 
प्रतिज्ञा का निर्वाह न कर सकी, मेरी दृष्टि प्रभु के चरणों को छोड़ स्वर्णमृग 
की ओर चली गई, इसलिए मेरा पथ बदल गया । जो चरण प्रभु कं साथ 
रहने थे, वे लंका की ओर आ गए । पर धन्य हैँ लक्ष्मण, जिन्होने पूरी 
तरह व्रत का निर्वाह किया, जिसकी दृष्टि प्रभु के चरणों को छोड़ ओर 


लक्ष्मण चरित्रे “८ १३६ 


कीं नहीं गई! एेसे लक्ष्मण से वट्कर ओर किसके चरण वन्दनीय हो 
सकते हँ! 

ओर सचमुच, श्री लक्ष्मण के जीवन में प्रतिपल श्री राम काही 
चिन्तन हे, निरन्तर राम का ही स्मरण है। उनके नेच में निद्रा कं लिए 
भी स्थान नहीं हे । हम लोग चाहे जितनी भक्ति करे चाहे जितना चिन्तन 
मेँ डूबे रहं पर रात्रि मेतो नीद आ ही जाएगी। किन्तु श्री लक्ष्मण हैँ 
जो नेत्री मेश्री राम को छोडकर निद्रा को भी स्थान नहीं देते। पेसे लक्ष्मण 
के मन मं भला कौन-सी कामना आ सकती है? सीताजी मानती है कि 
एक वार मुञ्मे कामना हो सकती टै, पर लक्ष्मण के मन में किसी कामना 
का प्रवेश नदीं हो सकता । एसे निष्काम लक्ष्मण के मन मेँ क्रोध का जन्म 
करटा से हो गया? क्रोध तो काम के साथ चला करता है। ओर जव काम 
के अभाव में क्रोध दिखे, तो मानना पडेगा कि क्रोध केवल बाहरी ड, 
अन्तरग में नहीं हे। लक्ष्मणजी में दिखने वाला क्रोध केवल ऊपरी है, 
रंगमंच पर अभिनय कर रहे अभिनेता के क्रोध के समान है। अभिनेता 
क्रोध का अभिनय करता है, उसका वह क्रोध भी आनन्द वद्धि ही करता 
हे । वैसे ही लक््मणजी का क्रोध भी वस्तुतः ताप का हेतु न होकर लीलारस 
की सम्पुष्टि करता है । तात्पर्य यह किं भगवान्‌ राम की भूमिका मेँ सहायता 
के लिए क्रोध की भी अपेक्षा दै। 

ओर भी अन्तरंग में पठे, तो एक विलक्षण तात्पर्य सामने आता टै। 
जनक के धनुषयज्ञ मेँ दो क्रोध आए-एक लक्ष्मण ओर दूसरे परशुराम । 
प्रशन है कि क्रोध करना चाहिए या नहीं? उत्तर है-परशुराम की तरह 
क्रोध नहीं करना चाहिए, लक्ष्मण की तरह करना चाहिए । इसका क्या 
मतलब? यह किं क्रोध दो तरह का होता है। वैसे जितने भी विकार हैँ 
वे सभी दो तरह के होते हैँ काम, क्रोध ओर लोभ री प्रकृति यह है कि 
क्रोध तो भूतवादी है, काम वर्तमानवादी ओर लोभ भविष्यवादी । क्रोध जव 
आएगा, तब बीती बात पर आएगा कि एेसा क्यों हज! काम. जव आएगा, 
तो यही कटहेगा कि वर्तमान मेँ जो सौन्दर्य दिखाई दे रहा है, वह श्रेष्ठ 
है, अतः उसी का आनन्द लो, सुख लो। ओर लोभ जब आएगा, तो 
भविष्य की ओर देखने के लिए हमें बाध्य करेगा कि वुदापे मेँ क्या होगा, 
आगे क्या होगा? इस प्रकार क्रोध अतीत की ओर देखता है, काम वर्तमान 


१४० ^ लक्ष्मण चरित्र 


की ओर ओर लोभ भविष्य की ओर। परिणाम क्या होता है? तीनों काल 
नष्ट हो जाते दै। पर यदि इनकी दिशाओं को मोड़ दिया जाए, तो एक 
विलक्षण बात दिखाई देती हे। यदि क्रोध को भूतवादी के बदले भविष्यवादी 
बना दिया जाए, तो उसका स्वभाव बदल जाएगा । भूतवादी क्रोध अनर्थं 
करेगा, पर भविष्यवादी क्रोध उन्नति का, कल्याण का पथ प्रशस्त करेगा । 
बीती बात पर क्रोध करके अपने को जलानां व्यर्थ है, पर भविष्य की 
उन्नति के लिए यदि क्रोध किया जाए, तो एसा क्रोध सार्थक होगा | 
परशुराम क्रोध करते है कि धनुष क्योँ टूट गया ओर लक्षणजी क्रोध 
करते हं जिससे श्री राम उठकर, धनुष तोड़कर लोक-कल्याण कर, जनक 
की समस्या का समाधान करें । ये क्रोधकेदो रूप ह, जिनमें हमे टकराहट 
दिखाई देती हे । 

गोस्वामीजी ओर भी अन्तरंग सूत्र देते ह । वे लक्ष्मणजी को एक 
ओर तो वैराग्य बताते है ओर दूसरी ओर काम भी। पटने वाले आश्चयं 
मे पड़ जाते है । जब चारों भाइयों का विवाह हुआ, तो गोस्वामीजी लिखते 
है (१८३२५)- | ९ 

मुदित अवधपति सकल सुत बधुन्ट समेत निहारि । 
जनु पाए महिपाल मनि क्रियन्त सहित फल चारि॥ 

-सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवधनरेश दशरथजी एसे 
आनन्दित है, मानो वे राजाओं कं शिरोमणि क्रियाओं सहित चारों फल 
(अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष) पा गए होँ। जब यदि चारों भार्यो को चार 
फल के रूपमे देखें, तो श्री राम मोक्ष हँ ओर श्री भरत धर्म, लक्ष्मण 
काम है ओर शत्रुघ्न अर्थ । अव इनमें दो-दो की जोड़ी हो गई-श्री लक्ष्मण 
ओर भगवान्‌ राम एक साथ रहते हैँ तथा श्री भरत ओर श्री शत्रुघ्न एक 
साथ। अर्थात्‌ समाज की व्यवस्था के लिए धर्म ओर अर्थं की एक जोडी 
बनी तथा मोक्ष ओर काम्‌ की दूसरी। अर्थं को चाहिए कि वह धर्म के 
पीछे चले। इसलिए शत्रुघ्न भरत के पीछे चलते है । ओर काम को चाहिए 
कि वह मोक्ष के पीछे चले, इसीलिए लक्ष्मण श्री राम कं पीछे चलते है । 
फिर दूसरी ओर गोस्वामीजी मेघनाद को भी काम की संज्ञादेते रै, वे 
“विनयपत्रिका में लिखते है - “मोह दशमोलि, तदुभ्रात अहकार, पाकारिजित 
काम विश्राम-हारी' (५८८४) । यह केसा विरोधाभास है कि लक््षणजी भी 


लक्ष्मण चरित ^ १४१ 


काम हैँ ओर मेघनाद भी! क्या तात्पर्य है? गोस्वामीजी का अभिप्राय यह 





मोहानुगामी । लक््मणजी मोक्षानुगामी काम हैँ ओर रावण का बेटा मेषनाद 
मोहानुगामी काम है। काम के इन दोनों रूपों में संघर्ष होता है। अव 
मेघनाद को कोन मारेगा? मेघनाद नल, नील आदि सबको युद्ध में पषछठाड 
देता है, पर हनुमानूजी के ललकारने पर भी उनके सामने नहीं जाता- 
वार वार पचार हनुमाना 
निकट न आव मरमु सो जाना॥६८५०८४ 
वह समञ्जता है कि इनके सामने मेरा जाना ठीक नहीं होगा! इसका 





तात्त्विक अर्थं यह है कि मेघनाद है काम ओर हनुमान्‌ 





र्ति। काम हमेशा ब्रह्मचर्य से डरता रहता है। प्रभु चाहते तो वे हनुमानजी 





से मेघनाद का वध करा दे सकते थे, पर उनका मनोभाव यह था कि 
यदि ब्रह्मचारी ने काम को जीत लिया तो उसमें क्या चमत्कार है! चमत्कार 
तो तब हीगा जब एक गृहस्थ काम को जीत ले। इसीलिए प्रभु लक््मणजी 
को, मेघनाद को जीतने की भूमिका सौपते हैँ। 

तात्विक दृष्टि से देखा जाए, तो काम अदत का प्रेरक है । जव वह 


आधिभौतिक जगत्‌ मेँ प्रकाशित होता टै, तव वासना का रूप धारण 


करता है ओर जब आध्यात्मिक जगत्‌ मेँ उसकी अभिव्यक्ति होती है, तव 
वह ब्रह्म ओर जीव के मिलन के रूप में प्रकट होता है। चाहे वासना के 


---- - -=- 


=== =-= 


माध्यम से दो व्यक्ति मिलते हों, चाहे अध्यात्म के माध्यम से ब्रह्म ओर 
जीव मिलते होँ-दोनों प्रकार के मिलन के पीषे अदैत की ही प्रेरणा काम 
करती हे । लक््मणजी के रूप मेँ अभिव्यक्त होने वाला काम अध्यात्म के 
अदत की प्रेरणा देता हे, वह श्रीराम के पीछे-पीछठे चलता है ओर सीताजी 
से उनकं मिलन का हेतु बनता है। 

इस प्रकार चाहे काम की भूमिका हो या क्रोध की, सभी अवस्थाओं 
मे लक््मणजी प्रभु के साथ हैँ। लक्ष्मणजी का काम भी अपने लिए नहीं, 
प्रमु कं लिए है, उनका क्रोध भी अपने लिए नही, प्रभु कं लिएहैःन 
तो उनका अपना कोई अहंकार है, न अपने विषय मेँ कोई मान्यता । 
उनका सव कुछ प्रभु के लिए हे ६ बाल्यावस्था का प्रसंग टे, जब चारों भाई 
सरयूजी कं किनारे गेंद खेलने कौ गए, तो भगवान्‌ राम ने दल बनाने 


१४२ ^ लक्ष्मण चस्ति 


की वात कटी । तुरन्त लक्ष्मणजी प्रभु के पास आकर कहते हँ किमतो 
आपकी ही ओर से खेर्लुगा। प्रभु ने मुस्कराकर कहा-ठीक है तुम मेरी 
ओर से खेलना चाहते हो, तो वही सही । फिर उन्होने श्री भरत की ओर 
देखा । भरतजी प्रभु का मनोभाव भप लेते हँ, कहते हँ प्रभो! यदि आपकी 
आज्ञा ही तो विरोधी दल का नायक बन जाऊं। लोगों को आश्चर्यं होता 
हे कि लक्ष्मण ओर भरत कितने अलग-अलग विचार के है । ध्यान रखिए' 
लक्ष्मणजी अपना भाव कभी छिपा नहीं पाते, ओर भरतजी इतना छिपाते 
है कि वह कभी प्रकट नहीं हो पाता। दोनों ही महान्‌ हैँ। मेँ तो कर्हूगा 
कि श्री भरत का चरित्र समुद्र की तरह है, जिसकी गहराई समइ्ना कठिन 
हे ओर श्री लक्षण का चरित्र जआकाश की तरह है, जिसमें सब साफ-साफ 
दिखाई देता टै सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र सब साफ-साफ दिखते है, व्हा किसी 
के छिपने का प्रश्न ही नहीं है। ओर जब खेल होता है, तो श्री भरत 
जीत जाते दै। (गीतावली, वा. का. ४५८७)- 
एक कहत भइ हार रामजूकी । 
एक कटत भईया भरत जये।॥। (गीतावली) 

कोई कहते हँ राम की हार हुई ओर कोई कहते हँ भेया भरत जीत 
गए ॒है। जब दूसरे दिन फिर से खेल शुरू हआ, तो भगवान्‌ राम ने 
लक््मणजी से पृषछा-आज किसकी ओर खेलोगे, तो उन्होंने उत्तर 
दिया-आपकी जर से। लक्ष्मणजी का अभिप्राय यह था कि प्रभो! में 
जीतने कं लिए नहीं खलता, मे तो आपकं साथ रहने कं लिए खलता हू । 
इसका अर्थ यह है कि जिसे हास का दुःख होता है, उसे दही जीतं कीं 
खुशी होती टे । पर लक्ष्मण तो इतने अहंकारशून्य हैँ कि उनके सामने प्रश्न 
हार-जीत का नहीं है, वे तो बस प्रभु के साथ रहना चाहते हैँ । इसीलिए 
वे श्री राम के साथ नित्य खेलते हँ ओर नित्य हारते है, क्योकि भगवान्‌ 
राम श्री भरत को जिताने के लिए स्वयं हार जाते हँ । पर लक्ष्मणजी को 
हार की कोई शिकायत-शिकवा नहीं । किन्तु चित्रकूट में जब वे सुनते हँ 
किं भरत सेना लेकर आ रहे टै, तव वे उलाहना की दृष्टि से प्रभुकी 
ओर देखते है, मानो कहते है - प्रभु! मुञ्चे हारने में कोई आपत्ति नहीं थी, 
पर आपने हार-हारकर भरत का मस्तिष्क खराब कर दिया, व्ह सोचने 
लग गया कि वह सचमुच आपको हरा सकता है! यह आपकी ही कूट 





लक्षण चरित्र ^ १४३ 


का फल है कि भरत इतना दुस्साटसी हो गया! इस प्रकार लक््मणजी भरत 
के प्रति रोष तो प्रकट करते दै, पर उनके इस रोष मेँ भी अपना कोई 
अहं नहीं । वे प्रभु के लिए रोष करते है, इसीलिए दूसरे ही क्षण उनका 
रोष हवा भी हो जाता हे। अहंकारी व्यक्ति कोई वात पकड ले तो छोड 
नहीं पाता। कुछ क्षण पहले लक्ष्मण कह उठते थे-> 

जिमि करि निकर दल मृगराजू। 

लेड लपेटि लवा जिमि वाजू॥ 

तेसेहिं भरतहि सेन समेता। 

सानुज निदरि निपातं खेता।॥२८२२६८६-७ 

-जेसे सिंह हाथियों के ञ्ुण्ड को कुचल डालता है ओर बाज जैसे 

लवे को लपेटमेले लेता, वैसे ही भरत को सेना समेत ओर छोटे भाई 
सहित तिरस्कार करके मेदान में पछाईडूगा । पर कुछ क्षण पश्चात्‌ जब उन्दं 
भरत के प्रति श्री राम के प्रम का ज्ञान होता है ओर जब वे भरत के 
दीन बचनों को सुनते टै, तो तुरत माथे को जमीन मेँ नवाकर प्रभु से 
कह उठते हैँ- 

कटत सप्रेम नाइ महि माथा । 

भरत प्रनाम करत रघुनाथा॥ २८२३६८७ 

-्रभो! भरत प्रणाम कर रहे ह ।' लक्ष्मण इतने अहंकार शून्य हैँ 

कि उनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं । रामायण में अपने को इतना मिटा 
देने वाला पात्र ओर कोई नहीं। अंक की दृष्टि से सोचा जाए, तो श्री 
राम है एक की संख्या । जैसे संख्या का मूल है एक, उसी प्रकार सृष्ट 
के मूलदहैंश्री राम। श्री भरत नौ की संख्या। अंकों मेँ सवसे बड़ा 
£ होता हे। इसी प्रकार रामायण में भरत से बट्कर ओर किसी का चरित्र 
नहीं । ओर लक्ष्मणजी क्या हैँ? वे एक से लेकर नौ तक कीं भी नहीं 
है-वे तो है शून्य । शून्य एेसा हे, जो अपना तो कोई मूल्य नहीं रखता, 
पर जिसके साथ जडता है, उसका मूल्य दस गुना वद्मा देता हे। अपने 
आपको शून्य बनाकर दूसरे के मूल्य को बद देना कोई साधारण वात 
नहीं टै । एेसी असाधारण भूमिका लक््मणजी की हे कि वे अपने गुणों को 
दबाकर प्रभु के गुणों को ओर भी चमकाते हैँ। इसे योँ समञ्चा जाए- 





बलः (९१८२८१६) रूप, शील ओर बल । वैसे तो उनके. गुणों का सवोत्करृष्ट 
स्वरूप तीन नगरों में प्रकट ह्‌जआ-जनकपुर में रूप्‌, अयोध्या मं शील ओर 


वकर~ ~ ` 


लंका में बल, पर दूसरी ओर जनकपुर कं तीन प्रसंगो में भी उनकं ये 





पुष्पवाटिका में रूप्‌, धनुषयज्ञ मेँ बल ओर परशुराम 


गक कायरः 


तीन गुण प्रकट हए- 


के संवाद मँ शील ओर इन तीनों प्रसंगो में लक््मणजी एेसी भूमिका चुनते 


हे, जिससे श्री राम को दोहरा यश मिल जाता है। जनकपुरवासी तुलना 
करते हए कहते है -दोनों भाई बडे अच्छे हैं, पर बड़ा कितना गम्भीर है! 
अब उन्दँं क्या पता कि सारी गम्भीरता बडे को इसलिए मिल रही है कि 
छोटे ने कलंक लेने कं लिए अपने को प्रस्तुत कर लिया है। अगर वह 
अपने को वैसे रूपमे प्रस्तुत न करे, तो श्री राम की भूमिका अधूरी रह 
जाएगी । इसीलिए लक््मणजी अहंकार रहित ओर निष्काम होते हृए भी 
क्रोध को स्वीकार करते ह, जिससे भविष्य सुधरे। वे ताप प्रदान करते 
है, उष्णता देते है, जिससे आगे बट्ने की प्रेरणा मिले। यदि शरीर में ताप 
नहो, तो व्यक्ति टण्डा पड़ जाए ओर उसका उटना-वेठना ही मुश्किल 
हो जाए। उसी प्रकार यदि समाज मेंप्ररणान दहो, शर्यन दहो, गति न 
हो, तो व्यक्ति कैसे आगे बटेगा ? धनुषयज्ञ में सभी संत्रस्त हैँ । लक्ष्मणजी 
अपने ऊपर क्रोध का कलंक लेकर श्री राम को धनुष तोडने के लिए 
प्रेरित काते है, ओर समाज में व्याप्त संत्रास दूर करते हें । इसीलिए हमने 
कहा कि लक्ष्षणजी का क्रोध भविष्यवादी है, जो लोकटित का साधन है । 
पर जो दूसरे क्रोधी सज्जन आते हँ-परशुरामजी, उनका क्रोध भूतवादी 
हे । वे बार-बार पष्ठते हैँ कि धनुष किसने तोडा, केसे टूटा? उत्तर लक्ष्मणजी 
देते हैँ । एक क्रोधी दूसरे को उत्तर देता हे। लक््मणजी परशुराम से कहते 
है महाराज! यदि आपको धनुष के प्रति इतना प्रम था ओर आप चाहते 
थे कि वह न ट्टे, तो आपको तब आना चाहिए था, जब जनकजी ने 
प्रतिज्ञा की थी कि जो धनुष तोडेगा, उसे मेँ अपनी कन्या दूंगा । पर उस 
समय तो आप आए नहीं, ओर अब जव धनुष टूट गया है, तब आकर 
क्रोध से काप रहे हैं! जरा सोचिए, शूट चाप नहिं जुरिहि रिसाने' 
(१८२७७८२)- आपके क्रोध करने से अब टूटा धनुष जुड़ तो नहीं जाएगा । 
आप निरर्थक ही क्रोध कर रहे है । भूतवादी क्रोध एसा ही निरर्थक होता 
हे । लक््मणजी इसीलिए व्यंग्य करते हैँ कि धनुष तो जुडनेवाला है नहीं, 


लक्ष्मण चरित्र ^ १४५ 


आप क्रोध करके अपने को ओर तोड लेगे। कहते हैँ 
टूट चाप नहिं जुरिहि रिसिाने। 
वैदिअ होडइटहिं पाय पिराने॥१८२७७/२ 

-वेठ जाइए! अव धनुष तो टूट ही गया टै, खडं-खडे कहीं आपके 
हाथ पैर भीन टूट जार्पँ। पैर टूटने से तो आप गतिशून्य हो जार्णेगे। 
शान्त होइए ! ओर यदि आपको लगता है कि धनुष का होना अत्यावश्यक 
टे, तो- 

जो अति प्रिय तो करिअ उपाई। 
जोरिअ कोउ बड गुनी वोलाई॥ 

-कोई गुणी कारीगर बुलवा लीजिए ओर धनुष जुडवा लीजिए! 

परशुरामजी का क्रोध निरर्थक है ओर लक्ष्मणजी का सार्थक । लक््मणजी 
का तात्पर्य यह है कि महाराज! आप धनुष को शंकरजी का मानकर 
कितनी बड़ी भूल कर रहे हैँ । जब भगवान्‌ शंकर ने धनुष जनकजी को 
दे दिया, तव फिर वह उनका कहाँ रहा? अधिकांश लोगों के साथ यही 
मुश्किल है, वे देकर भी अपने कोदी हई वस्तु कं साथ जोड रहते है । 
यह दुभग्य की बात है । देने का अर्थं है ममता का त्याग, उसका विस्तार 
नहीं । कुछ वस्तुर्णे एेसी होती रै, जिन्हँ आप उठाकर दे देते हँ ओर कुछ 
एेसी, जिन्हें उठाकर नहीं दे सकते। आप किसी को यदि मकानदेदे, 
तो उसे उठाकर तो नहीं दे सकेंगे, मकान जहां का तहँ ही बना रहेगा । 
तव फिर आपने किया क्या? उस्र मकान के प्रति आपकी जो ममता थी 
उसे आपने हटा लिया? कल तक उसे आप अपना मानते थे, आज कहने 
लगे कि वह मेरा नहीं हे। तभी तो वह सच्चा दान होगा। ओर यदि 
देने के वाद भी यह ध्यान बना रहे कि मकान मेरा है, दान लेनेवाला 
भी मेरा टै ओर आप यह आशा करते रहं कि दान लेने वाला आपको 
हमेशा धन्यवाद देता रहे, तव तो यह ममता का विस्तार ही जाएगा | 
लक््मणजी का संकेत यह है कि महाराज! भगवान्‌ शंकर ने तो धनुष 
देकर ममता का त्याग किया। एसा न होता, तो जनकजी की प्रतिज्ञा 
सुनकर उन्हें अधिक क्रोध आना चाहिए था कि भलेमानुष, मने क्या तुम्हं 
धनुष तुडवाने कं लिए दिया है! पर उन्हं तो क्रोध नहीं आया। उन्होने 
धनुष को जनकजी को देकर यह चिन्ता नहीं की कि जनक उसका केसा 


१४६ ^ लक्ष्मण चरित 


उपयोग करते हें । फिर, जनकजी ने भी यह प्रतिज्ञा करके कि जो धनुष 
तोडगा, उसे अपनी कन्या दूंगा, धनुष के प्रति अपनी ममता के त्याग 
को ही प्रकट किया। जव शिवजी ओर राजा जनक धनुष के स्वामी 
होकर भी उरसकं प्रति अपनी ममता का त्याग करते है, तब आपका 
धनुष से ममत्व जोड़ना क्या शोभा देता है? आपको इस धनुष पर इतनी 
ममता क्यों हे? -“एहि धनु पर ममता केहि हेत्‌" (१८२७०८८) एेसा 
लगता है आपको जो दुःख हो रहा है, वह धनुष टूटने के कारण नहीं 
हे, बल्कि आपकी ममता के कारण है। अतः आप चिकित्सा ममता की 
कीजिए । ममता ष्ूटने से आपका रोग दूर होगा, धनुष तोडने वाले की 
शोध-खोज से नहीं! 

इस प्रकार लक््मणजी यह बताते हैँ कि निरर्थक क्रोध की भूमिका 
क्या होती है, ओर अपने सार्थक क्रोध कं द्वारा वे श्री राम को धनुष 
तोडने की प्रेरणा देते हँ । पहले क्रोध से लक््मणजी की भौं टेढ़ी हो गई 
थीं ओर ओठ फड़कने लगे थे, पर जव श्री राम ने धनुष तोड़ दिया ओर 
सीताजी ने जयमाला उनके गले में डाल दी, तो सवसे अधिक आनन्द 
लक्ष्षणजी को ही हज । गोस्वामीजी लिखते हैँ 

रामहि लखनु विलोकत कैसे 
ससिहि चकोर किसोरकु जेसे॥१८२६२७ 

-लक्ष्मणजी श्री राम की ओर इस प्रकार देख रहे है, जैसे चकोर 
का बच्चा चन्द्रमा को देख रहा हो । गोस्वामीजी य्ह "चकोर नहीं कहते, 
'चकोर का बच्चा कहते है । दूसरा कवि उपमा देता तो कहता कि जैसे 
चकोर चन्द्रमा को देखता है । पर गोस्वामीजी का आशय बड़ा सूष्ष्म हआ 
करता है। चकोर भी चन्द्रमा को देखता है, पर उसका राग दो भागों मे 
बेटा रहता है। दिन मेँ वह चकोरी से प्रम करता है ओर रात मेँ चन्द्रमा 
को देखता हे । पर चकोर के वच्चे के लिए तो एकमात्र चन्द्रमा ही टै, 
क्योकि उसकं लिए कोई चकोरी नहीं होती । लक्ष्मणजी भी इसी चकोर-किशोर 
के समान दै, वे श्री राम को छोड ओर कुछ नहीं जानते। परशराम से 
वार्तालाप के प्रसंग में भगवान्‌ राम ने एक वद्या वात कही । जव परशुरामजी 
ने श्री लक्ष्मण पर आक्षेप करते हए कहा किं यह बालक बड़ा टीठ है, 
तो श्री राम बचाव करते हृए बोले- 


लक्ष्मण चरित्र ^ १४७ 


नाथ करहु बालक पर छोह्‌ । 
सुध दूधमुख करिअ न कोहू]॥।१८२७६८१ 
-.आप बालकं पर कृपा कीजिए! इस सीधे ओर दुधर्मुहे बच्चे पर 

क्रोध न कीजिए ।' भगवान्‌ राम की बात सुनकर परशुराम को क्रोध 
आया-इस पन्द्रह बरस कं लड़के को यह दुधर्मुहय बच्चा कहता हे! यही 
इसका साहित्य-ज्ञान है! ओर सचमुच श्री राम का लक्ष्मण को दुधर्मुहा 
बच्चा कहना अटपटा ही तो लगता है। वे स्वयं श्री लक्ष्मण से मात्र एक 
दिनिकेदही तो बडे है ओर लक्ष्मण दुध्मंहा बच्चा हो गए! पर भगवान्‌ 
राम की परिभाषा आध्यातिक है। वैसे वच्चे को हम दुधर्मुहा तब तक 
कहते है जब तक वह मँ के स्तनों का दूध छोड ओर किसी वस्तु का 
सेवन नहीं करता । जब वह अन्य वस्तुओं का भी सेवन करने लगता है, 
तब वह दुधरमहा नहीं रह जाता । उसी प्रकार हम संसार के व्यक्ति ईश्वर 
से भी दध चाहते हैँ तथा उसके साथ ही अन्य वस्तुओं से भी बल प्राप्त 
करते हें । पर लक्ष्मण एसे बालक है, जो ईश्वर के वात्सल्य को छोड जीवन 
मँ कभी ओर कुछ नहीं चाहते। वे ईश्वर की शक्ति छोड अन्य किसी 
शक्ति को नमन नहीं करते। उनकी ईश्वर के प्रति अनन्यता शतप्रतिशत 
हे । वे सच्चे अर्थो मे जीवन भर दुधर्मुहे बने रहे । दूसरे लोग भले ही अन्य 
देवताओं के बल में भरोसा करे, पर लक्ष्मणजी के लिए तो मात्र भगवान्‌ 
राम का ही बल था। जैसे, भरतजी शंकरजी की भी पूजा करते दै । इसकी 
भी अपनी सार्थकता है। जव श्री भरत चित्रकूट पर्हचे, तो भगवान्‌ राम 
ने लक््षणजी की ओर देखा । उनका संकेत था कि लक्ष्मण, बहुत बड़ा 
शंकर भक्त आ रहा है। इस पर लक््मणजी कह उठते है- 

जौ सहमय कर संकरु आई । 

तौ मारे रन राम दोहाई॥ २८२२६८२८ 

-शयदि शंकरजी भी आकर उनकी सहायता करे, तो भी मुञ्चे रामजी 

की सोगन्ध है, मेँ उन्हें युद्ध मेँ मार डा्लँगा । इसी प्रकार जव वे मेघनाद 
से लडने चले, तो उन्हे मालूम था कि मेवनाद भी बड़ा शंकर भक्त हे। 
पर वे कहना नहीं चूकते- 

जौ सत संकर करहि सहाई । 

तदपि हतँ रघुवीर दोहाई।।६८७४८९४ 


१४८ ^ लक्ष्मण चरित 


- "यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करे, तो भी श्री रघुवीर 
की दुहाई है, आज मेँ उसे मार ही डार्लँगा । कहने का तात्पर्य यह कि 
लक््मणजी को केवल श्री राम के बल काही भरोसा है। उन्हें ईश्वर का 
वात्सल्य छोड ओर कुछ नहीं चाहिए । वे सही अर्थो मेँ दुधर्मृहा हैँ । तो, 
श्री राम के गले में जयमाल है ओर आनन्द लक्ष्षणजी को हो रहा है। 
भगवान्‌ राम तो धनुष तोडने के बाद भी, सीता से जयमाल पहनने कं 
वाद भी निरपेक्ष दिखाई देते है । सुख यदि किसी को होता टे, तो लक्ष्मणजी 
को, यही कारण है कि उपस्थित राजाओं मं से कई लक्ष्मणजी को धनुष 
का तोडने वाला मान बैठते है। 

श्री राम के मुख को देखकर एेसा नहीं लगता कि उन्टोने कोई वहत 
बड़ा कार्य किया हे। धनुष तोडने के पहले वे जैसा दिख रहे थे, वैसा 
ही धनुष तोडने के बाद भी दिखते हँ । उनकी आकृति में विजयःप्राप्ति 
का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता । यदि कोई पहलवान कुश्ती जीत लेता 
हे, तो उसका चेहरा ही उसकी विजय की घोषणा करता है । पर भगवान्‌ 
राम तो जेसे के तैसे हैं। हँ, लक््मणजी के चेहरे पर हर्षोल्लास की आभा 
है ओर इसलिए कुठ राजागण उन्हें धनुष का भंजनकर्ता मान चिल्ला 
उठते हँ- 

लेह छडाई सीय कह कोऊ । 
धरि बोध नृप बालक दोऊ।१८२६५३ 

- “सीता को छीन लो ओर दोनों राजकुमार को पकड़कर बोध लो । 
यह सुनकर भी भगवान्‌ राम वैसे ही शान्त है, जैसे पहले थे । क्रोध तो 
लक्ष्मणजी करते है- 

अरुन नयन भृकुटी कुटिल चितवत नृपन्ह सकोप॥१८२६७ 

-उनके नत्र लाल हो जाते है, भिं टेढ़ी ह्यो जाती हैँ ओर वे क्रोध 
से राजाओं की ओर देखने लगते है । वास्तव में क्रोध तो राम को करना 
चाहिए था, पर क्रोध करने की भूमिका लक्ष्मण निभाते है मानो वे श्री 
राम से कहते रै कि आप जयमाल उलवाने की अपनी भूमिका सम्पन्न 
कीजिए ओर मुञ्चे क्रोध करने की अपनी भूमिका करने दीजिए । यदि वे 
चाहते तो धनुष पर बाण चटाकर सब राजाओं के सिर काट डालते । प्रभु 
नै तो सुग्रीवजी से कहा ही था- 


लक्ष्मण चरखित्रि ^ १४६ 


जग महं सखा निसाचर जेते। 
लछिमन हनडइ निमिष महं तेते॥५८४३८७ 

-*हे सखे, जगत्‌ में जितने भी राक्षस रहै, लक्ष्मण क्षणभर में उन 
सबको मार सकते हँ ।' पर लक््मणजी ने धनुषयज्ञ मं धनुष नहीं चदमया, 
केवल ओंखें ही चटायीं। वे समय की गुरुता को समञ्जते हँ । वे सोचते 
है कि यदि मेँ इस समय इन राजाओं का सिर कार्टरः तवतो प्रभु का 
व्रत ही नष्ट हो जाएगा । प्रभु का विवाह तो मिलाने वाला है, मिटाने वाला 
नहीं । संसार में विवाह तो बहुत से लोग करते है, पर उनका विवाह केवल 
अपने लिए होता है, उससे केवल पति-पत्नी का एक जोड़ा ही आपस में 
मिलित होता ठहे। लेकिन भगवान्‌ राम का विवाह एेसा है, जिसमें पहले 
दूसरे विष्ठुडे हए जोडे मिलते हैँ, तब उनका जानकीजी से मिलन होता 
है । जनकपुर आने से पहले वे अहिल्या का उद्धार करते हैँ, अहिल्या ओर 
गोतम को मिलाते है ओर तब उसकं बाद स्वयं सीता जी से मिलते हे । 
इसीलिए लक्ष्मणजी सोचते हैँ कि यदि हजारो स्त्रियों को विधवा बनाकर 
प्रभु का विवाह हा, तव तो प्रभु का त्रत ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए 
धनुष न चट्मकर वे नेत्र ही चद्मते हैँ । ओर इतने में परशुराम आ जाते 
है । उन्हें सभी राजा साष्टांग प्रणाम करने लगते हँ । लक्ष्मणजी ने सोचा 
कि चलो काम बन गया। अब तो गणित सीधा है। परशुराम जी से सभी 
उरते हैँ, इसलिए यदि उन्हे य्ह से हराकर भेज दिया जाए तो सारा गडा 
समाप्त हो जाएगा परशुराम जी को पराजित करना माने हजारों व्यक्तियों 
के सिर की रक्षा करना। एसा विचार कर लक््मणजी अपनी भूमिका निश्चित 
कर लेते हैं। वे क्रोध करने की भूमिका स्वीकार कर लेते ह, क्योकि वे 
देखते हैँ कि यदि वे क्रोध न करे, तो हजारों राजाओं का सिर काटना 
पड़ेगा । इसलिए वे एसा भाषण देते हँ कि परशुराम क्रोध से कोपने लगते 
है । भगवान्‌ राम की भोहि टेद़ी हो जाती है “नयन तरेरे रामः (१८२७८) । 
यह देख लक्ष्मणजी खूब हंते। बोले-प्रभु! मेँ यही तो चाहता था कि 
आपकी भें टेदी हों, लोग यह समञ्चं तो कि आपको क्रोध करना भी 
आता है! इसकी भी आवश्यकता ह । 

इस प्रकार लक््मणजी एेसी भूमिका प्रस्तुत करते हँ कि अन्त में 
परशुरामजी भगवान्‌ राम कं चरणों में स्तुति करते हए नमन करते है 


१५० ^ लकमण चररि 


जाना राम प्रभाउ तव पुलक प्रषुल्लिति गात । १८२८४ 
-ओरवेप्रभु को प्रणाम कर चले जाते टें। लोग भगवान्‌ राम पर 
फूलों की वर्षा करते हैँ । परशुराम तो चले गए, पर आलोचना के शूल 
लक्ष्मणजी पर बरस रहे थे- 
थर थर कपिहि पुर नर नारी । 
छोट कुमार खोट बड़ भारी॥ १८२७५ 
जो स्वयं शूल लेकर भगवान्‌ पर फूलों की वर्षा कराता है, उससे 
बट्कर महान्‌ कोन होगा? 


॥ वबोलिए सियावर रामच की जय ॥ 


लक्ष्मण चरित्र ^ १५१ 


॥ श्रीरामः शरणं मम।॥ 


सप्तम व्याख्यान 


१ । १, ४।,२।२।३।१।१।,२,१।२।१।१।२,१।२,२।१।२,३।२।२।१।२।१।१।२,२।१।२।२।३,२।२।२,४।१,२३।१।१,२,२,२,१,२,२,२।; 


पिछले छह व्याख्यानो मे हमने लक्ष्मणजी के चरित्र की भूमिका पर विचार 
करते हए देखा कि वे किस प्रकार श्री राम के चरित्र की पूर्णता साधित 
करते हैँ। वे प्रभु के यश के विस्तार के लिए अपने ऊपर कलंक लेते 
टै, दूसरों की लखना स्वीकार करते हेँ। 
एक महिला ने मुसे कहा कि रामायण में उर्मिलाजी के चरित्र की 
उपेक्षा की गई है । उन्होने स्वयं उर्मिलाजी के चरित्र पर सहानुभूतिपूर्वक 
विचार किया है| पर मेँ समञ्जता हू उर्मिलाजी सहानुभूति की नही, श्रद्धा 
की विषय हैँ । यदि कोई स्थिति किसी पर बलात्‌ आरोपित कर दी जाए, 
तव तो वह सहानुभूति का पात्र हो सकता है, पर यदि किसी ने स्वेच्छा 
से किसी विशेष जीवन का वरण किया हो, एेसे मार्ग पर चल रहादहो 
जो बलिदान का पथ हे, तो वह सहानुभूति का नहीं, श्रद्धा का पात्र हे। 
अतः जब हम लक्ष्मण, उर्मिला या पूरे परिवार पर विचार करते हँ, तव 
उन साधारण मापदण्डों को हमें नहीं अपनाना चाहिए, जिनको हम समाज 
के सामान्य जीवन पर विचार करने कं लिए अपनाते है । मान लीजिए 
एक सैनिक युद्धकषेत्र में लने गया । तो, क्या यह नहीं कहा जा सकता 
कि वह अपनी पत्नी के प्रति कर्तव्य का करौ पालन कर रहा है? तात्पर्य 
यह है कि बलिदान का पथ एसा नही, जहौ व्यक्ति केवल व्यक्तिगत 
सम्बन्धों को ही महत्त्व देकर सुक जाए । 
„एक भवन निर्माता शिल्पी से किसी ने शिकायत की -तुम्हं तो प्रत्येक 
इट के साथ न्याय करना चाहिए । तुमने जिस बेचारी ईट को जमीन में 
गाड दिया, उसके साथ कितना अन्याय किया? ऊपर कीजो ईटि, वे 


१५२ ^ लक्ष्मण चरित 


तो सज्जा प्राप्त कर रही ह ओर नीचे की ईट दिखाई ही नहीं देती । उसका 
त्याग, उसका बलिदान कितना महान्‌ है । अपने ऊपर सारा भार लादकर 
भी वह ओँखों से ओद्मल रहती हे। तो, एेसी शिकायत का वह शिल्पी 
क्या उत्तर देगा? जो नीव की ईट है, वह तो नीचे ही रहेगी । एेसा कोई 
उपाय नहीं, जिससे नीव की ईट ऊपर रहे ओर मकान खड़ा हो जाए। 
ओर सच में देखा जाए तो गोरव तो आप नीव कीईटकोही देते है 
जो नीचे गड़ी हुई है । उर्मिलाजी या लक््मणजी का गौरव इस वात मेह 
कि रामराज्य के रूप में जिस महान्‌ आदर्शे का निर्माण हो रहा है, उसके 
लिए वे अपने आपको मिटाकर नीव की ईट बन जाते ह। इसीलिए 
गोस्वामीजी ने श्री लक्ष्मण कं लिए बड़ा सार्थक शब्द चुना-“सकल जगत 
आधार' (१८१६७) । आधार तो नीचे ही होता है। हमारी मान्यता भी है 
कि पृथ्वी का आधार है शेष । पृथ्वी तो हमें दिखाई देती टै, पर शेष नहीं 
दिखाई देते । जब हम लक््मणजी को शेष का अवतार कहते है, तब फिर 
वे दिखंगे केसे? क्या आधार भी कभी दिखाई देता है? इस बात कोन 
समने के कारण ही कभी-कभी लोग लक्ष्षणजी के प्रति न्याय नहीं कर 
पाते। यह वार-वार दुहराया जाता है कि भरतजी का चरित्र महान्‌ है । 
इसमें सन्देह नहीं कि श्री भरत महान्‌ है, पर श्री लक्ष्मण भी उतने ही 
महान्‌ टै । कुछ लोग लक्ष्मणजी को न समञ्चन के कारण उनकी खुली 
आलोचना कर वैठते है किं उनमें शील का अभाव टै, जल्दी से आवेश 
मे जआ जाते है, आदि। कुछ दूसरे लोग लक्ष्मणजी पर मानो दया करके 
उनके आवेश आदि की सफाई देने लगते है कि हौ, उनमें आवेश-सा 
आया तो दिखता है, पर वह इस कारण से है; उनमें शील जो नहीं दिखाई 
देता, वह इस कारण से हे। पर लक्ष्मणजी कोई दया के पात्र नहीं है। 
वस्तुतः उन्हे इसलिए ठीक समज्या नहीं गया किं उनके चरित्र का उतना 
विस्तार नहीं हो पाया। ओर उर्मिलाजी का चस्ति तो उनकी भी अपेक्षा 
बहत कम सामने आया। इसका कारण मात्र यही है कि श्री लक्षण 
भगवान्‌ राम के साथ सम्बद्ध है, वे भगवान्‌ की कीर्तिपताका के दण्ड हेँ। 
नमन तो ध्वज को किया जाता टै, दण्ड को कोई प्रणाम नहीं करता। 
पर यदि दण्ड को कोई प्रणाम न करता हो, आधार को कोई न देख पाता 
हो, तो इसका तात्पर्य यह तो नहीं कि आधार किसी प्रकार से न्यून हे। 


लक्ष्मण चरित्र ^ १५३ 


एक अनोखी बात आती है । गुरु वशिष्ठ ने जव इन चारों भाइयों 
का नामकरण किया, तो क्रम थोड़ा बदल दिया । अवस्था के अनुसार पहले 
श्री राम का नामकरण होना चाहिए था, फिर श्री भरत का, फिर श्री 
लक्ष्मण ओर अन्त में शत्रुघ्नजी का। गुरु वशिष्ठ ने श्री भरत तक तो 
क्रम का पालन किया, पर उसकं वाद लक्ष्षणजी कं स्थान पर श्री शत्रुघ्न 
का नाम रख दिया ओर अन्त मेँ श्री लक्ष्मण का नाम रखा । प्रश्न उठता 
है कि क्या वशिष्ठजी इस अवस्थाक्रम से अनभिज्ञ है? नही एेसी बात 
नहीं । वे लक््मणजी का नामकरण सवसे अन्त मेँ करने का कारण वता 
देते हें 

लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार ।१८१६७ 

-लक्ष्मण तो सबके जधार हैँ, ओर आधार का सबसे नीचे स्थापित 
हीना ही सुसंगत है, भले ही अवस्था-क्रम की दृष्टि से विचार करने पर 
यह जसंगत लगे। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ इस नामकरण मेँ ही लक््मणजी 
की भूमिका का संकेत कर देते है । फिर, इन चारों भाइयों के नामकरण 
मही इस क्रम का पालन नहीं किया गया, अपितु जव जनकपुरी में चारों 
राजकुमारियों का स्मरण किया गया, तो वरँ भी उर्मिला को श्ुतिकीर्ति 
कं वाद सबसे अन्त मेँ ही रखा गया, यद्यपि सबसे छोटी तो शरुतिकीर्ति 
हे । महाराज जनक तीनों कन्याओं को लाने का आदेश देते है 

माडवी श्ुतिकीरति उरमिला कवर लई कारि कै ।१८२२४। छं. २ 

तो, यहा अवधपुरी में नामकरण में लक्ष्मणजी सवसे अन्त में है ओर 
वहां जनकपुरी में राजकरुमारियों के नाम-स्मरण मेँ उर्मिलाजी सवसे अन्त 
मे। एक वात ओर है। जब गोस्वामीजी उर्मिला का परिचय देते है तो 
परम्परा से थोड़ा हटकर वैसा करते है । किसी भी स्त्री के परिचिय के तीन 
मुख्य कंन््र होते हँ । या तो करेगे कि अमुक की पुत्री है; या विवाह के 
बाद करेगे कि अमुक की पतनी है, या फिर सन्तान की उत्पत्ति के वाद 
करटेगे कि अमुक की माता हे। जव श्री सीताजी पार्वतीजी की वन्दना 
करती है, तव इन्हीं तीन सम्बन्धो का स्मरण करती हैँ “जय जय गिरिवर 
राज किसोरी' (१८२३४५)- आप गिरिराज हिमालय की पुत्री है, “जय 
महेस मुख चन्द्र चकोरी (१८२३४५)- आप शंकरजी के मुखचन्द्र ॒की 
चकोरी हैँ अर्थात्‌ आप शंकरजी की प्रिया हैँ, “जय गजबदन षडानन माता" 


१५८४ ^ लक्ष्मण चरित 


(१८२२४८६)-आप गणेश ओर स्वामी कार्तिकेय की माता हें । पर जव 
गोस्वामीजी ने उर्मिलाजी का परिचय दिया, तो परम्परा से हट गए । विवाह 
के मण्डप में वे तीनों राजकुमारियों का परिचय कराते है । मांडवी ओर 
श्रुतिकीर्ति का परिचय देते हए तो क्रम का पालन करते है, यह बताते 
है कि वे किनकी पुत्री है, पर उर्मिला का परिचय देते हुए पिता कं नाम 
से उनका परिचिय नहीं देते। माण्डवी के लिए कहते है- 

कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुन सील सुख सोभामई। | 

सब रीति प्रीति समेत करि सो व्याहि नुप भरतटि दई।।१८२२ ७.२ 

-जो कुशकेतु (कुशध्वज) की प्रथम कन्या है, वह भरतजी को 

व्याही गई । श्रुतकीर्तिं के लिए कहते हें कि कूुशकेतु की इस छोटी कन्या 
का व्याह शतरुघ्नजी से किया गया- 

जेहि नामु श्रुतकीरति सुलोचनि सुमुखि सब गुन आगरी । ॑ 

सो दई रिपुसूदनिह भूपति रूप सील उजागरी।॥१८२२४८८७. ३ 

माण्डवी ओर श्रुतिकीर्ति कुशकेतु की पुत्र्या ट । कुशकंतु महाराज 

जनक के भाई है ओर कुशध्वज के नाम से भी परिचित है। विवाह कं 
प्रसंग मे तो पिता का महत्त्व ओर भी अधिक है, क्योकि वह कन्यादान 
करता है। तो माण्डवी ओर श्रुतिकीर्तिं के परिचय में उनकं पिता का 
स्मरण विल्कुल ठीक ही किया गया, पर उर्मिला के परिचेय में गोस्वामीजी 
कन्या के पिता का स्मरण नहीं करते। उर्मिला स्वयं महाराज जनक कीं 
पुत्री है, पर उनके पर्विय मेँ कहते हैँ - “जानकी लघु भगिनी'-ये जानकीजी 
की छोटी बहन हैँ (१८३२४ छं. 3) यह अनोखी बात हे । यदि सामने दो 
बहनें मात्र होती, तो छोटी बहन का परिचय कराते हए, कहा जा सकता 
था कि ये इनकी छोटी बहन हैँ । पर जहा पर कन्यादान का अवसर हो 
ओर महाराज जनक जैसा प्रसिद्ध पिता हो, वरहा पर यह कहकर परिचय 
देना कि ये जानकीजी की छोरी बहन है, बडा खटकता है। गोस्वामीजी 
एेसी खटकने वाली बात क्यों करते हैँ? क्या वे नहीं जानते कि यह वात 
परम्परा से हटकर है? वे जानते हँ पर वे केवल कविहदय ही तो नहीं 
है, वे भक्त हदय भी हैँ । वे यह बताना चाहते हँ कि वर ओर दुलहिन 
दोनों सर्वथा एक दूसरे के अनुरूप है “अनुरूप बर दुलहिनि' (१८३२४ छ. 
४)। वे माण्डवी के गुणों का वर्णन करते हए कहते हैँ- 


लक्ष्मण चरित्र ^ १५५ 


-कुसकंतु कन्या प्रथम जो गुन सील सुख सोभामई-जो गुण, शील, 
सुख ओर शोभाकीसूपहीहैँ। ये भरतजी के अनुरूप हैँ, क्वोकि श्री 
भरत भी गुण ओर शील की मूर्ति है 

निरवधि गुन निरुपम पुरुषु भरतु भरत सम जानि ।२८२८८ 

उसी प्रकार यदि शतरुष्नजी वेदप्रकाशा' हैँ "नाम स॒त्रुहन वेद प्रकासा' 
(१८१६६८८)- तो उनकी दुल्हन भी श्रुतिकीर्ति है । अब उर्मिलाजी लक्ष्मणजी 
की प्रिया कैसे बनेगी? गोस्वामीजी कहते है कि उसके लिए ओर कोई 
गुण उर्मिलाजी में नहीं चाटिए, वस उन्दे जानकी लघु भगिनी' भर होना 
है । जव तक राम-सीता से नाता न हो, तब तक भले ही लाख गुण हों, 
पर लक्ष्मणजी कं लिए कोई आकर्षण नहीं हो सकता । इसीलिए गोस्वामीजी 
ने उर्मिलाजी के लिए दो ही विशेषण कहे-या तो “जानकी लघु भगिनीः 
है या (सकल सुन्दरि सिरोमनि'- 

जानकी लघु भगिनी सकल सुन्दरि सिरोमनि जानि कै । 
सो तनय दीन्ही व्याहि लखनटि सकल विधि सनमानि कै॥२८२२४८.३ 

'शिरोमणि' कहकर यह ध्वनित किया कि शेष के लिए शिरोमणि 
ही सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, क्योकि सर्प के मस्तक मेँ मणि होता है। इस 
प्रकार उर्मिला का शिरोमणित्व साटिव्यिक दृष्टि से सार्थक है ओर उनका 
१ की लघुभगिनी होना सीता के प्रति उनकी निष्ठा को प्रकट करता 

| 

श्री भरत ओर श्री लक्ष्मण के लिए गोस्वामीजी दो अलग-अलग 
उपमा देते हैँ । भरत क्या है? 

भरतु हस रविवंस तडागा। 
जनमि कीन्ह गुन दोष- विभागा 
गहि गुन पय तजि अवगुन वारी। 
निज जस जगत कीन्ि उनिआरी॥२८२३१८६-७ 

- "भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब मेँ हंसरूप जन्म लेकर गुण ओर 
दोष का विभाग कर दिया । गुणरूपी दूध को ग्रहण कर अवगुणरूपी जल 
को त्यागकर भरत ने अपने यश से जगत्‌ में उजियारा कर दिया है, तो, 
यहां पर गोस्वामीजी श्री भरत की तुलना हंस से करते हँ । पर लक््मणजी 
हंस नहीं ह । "विनयपत्रिका (३७) मेँ लक्ष्मणजी की वन्दना करते हए 


१५६ ^ लक्ष्मण चरित 


गोस्वामीजी कहते ह-“भावते भरत के / वलँ पर सवकं नातो का वर्णन 
करते हैँ । यह ध्यान रखने योग्य बात है कि गोस्वामीजी ने “रामचरितमानस! 
ने सबसे अधिक वन्दना लक्ष्मणजी की की हे। वैसे ही "विनय-पत्रिकाः 
मेँ भी उन्होने लक््मणजी की वन्दना में दो पद लिखे हैं, जबकि भरतजी 
की वन्दना में एक पद । तो, लक्ष्षणजी की स्तुति करते हुए वे "विनय-पत्रिका 
में लिखते 
लाल लाडिले लखन, टित टौ जन के। 
सुमिरे संकटहारी, सकल सुमंगलकारी, 
पालक कृपालु अपने पन के॥१॥ 
धरनी-धरनहार भजन भुवनभार, 
अवतार साहसी सहसफन के । 
सत्यसंध, सत्यव्रत, परम धरमरत, 
निरमल करम बचन अरु मन कं॥२॥ 
रूप के निधान, धनु-वान पानि, तून करि, 
महावीर विदित, नितैया बडे रन के। 
सेवक-सुख-दायक सबल, सब लायक, 
गायक जानकीनाथ गुनगन के॥३॥ 
भावते भरत के, सुमित्रा-सीता के दुलारे, 
चातक चतुर राम स्याम घन के। 
बल्लभ उरमिला के, सुलभ सनेहवस, 
हे प्यारे लखनलालजी, आप भक्तों का हित करने वाले हँ । स्मरण 
करते ही आप संकट हर लेते हैँ । सब प्रकार कं सुन्दर कल्याण करने वाले, 
अपने प्रण को पालने वाले ओर दीनों पर कृपा करने वाले है॥१॥ पृथ्वी 
को धारण करने वाले, संसार का भार दूर करने वाले, बडे साहसी ओर 
शेषनाग के अवतार रहै । अपने प्रण ओर व्रत को सत्य करने वाले, धमं 
के परम प्रेमी तथा निर्मल मन, वचन ओर कर्म वाले हैँ ॥२॥ आप सुन्दरता 
के भण्डार्‌ है, हाथों मेँ धनुष-वाण धारण किये ओर कमर में तरकस कसे 
हए हैँ, आप विश्वविख्यात महान्‌ वीर ट! ओर बड़े-बड़े संग्राम मं विजय 
प्राप्त करने वाले हैँ । आप सेवकं को सुख देनेवाले, महाबली; सब प्रकार 
से योग्य ओर जानकीनाथ श्री राम की गुणावली के गाने वाले है ॥३॥ 


लक्ष्मण चरित्रं ^ १५७ 


आप भरतजी के प्यारे, सुमित्रा ओर सीताजी के दुलारे तथा राम-रूपी 
श्याम मेघ के चतुर चातक हैँ, उर्मिलाजी के प्राण-वल्लभ ओर प्रम से 
सहज ही मेँ मिलने वाले हैँ । 

किसी नै गोस्वामीजी से पष्ठा-सबके नाते तो आपने लक्ष्मणजी से 
गिना दिए, तो क्या आपका भी उनसे कोई नाता है? उत्तर मेँ गोस्वामीजी 
बड़ी ही सुन्दर बात कहते है- 

धनी धन तुलसी से निरधन के।॥४॥ 

# -हे लक््मणजी! आप तुलसीदास जैसे निर्धन के धनी ओर धन दोनों 
| 

किसी नै मुञ्चसे कहा कि गोस्वामीजी ने "मानस" मेँ श्री भरत के 
चरत्रिकातो बड़ा विस्तार किया है, पर वे लक्ष्मणजी के विषय मेँ बहे 
कृपण हैँ । मैने उत्तर मेँ कहा कि भई! लक््मणजी उनके धन है, धन को 
तो छिपाया ही जाता है। तो, यदि गोस्वामीजी ने लक्ष्मण को छिपाया, तो 
किसी न्यूनता के कारण नहीं, अपितु उनकी विशेषता के कारण। ओर 
उनको यह विशेषता वे “चातक चतुर राम स्याम घन के कहकर प्रकट 
करते है । गोस्वामीजी का यह जो चतुर चातक है, वह आपको संसार के 
वृक्ष मँ नहीं मिलेगा, वह तो “दोहावली रामायण" की डाली पर मिलेगा । 
वास्तव मेँ वह तो स्वयं गोस्वामीजी का अन्तःकरण ही है, जो चातक के 
रूप मेँ अभिव्यक्त हो रहा है। गोस्वामीजी चातक के स्वाति-नक्षत्र के जल 
कं प्रति प्रम की बड़ी ही सुन्दर चर्चा करते हें। चातक गर्मी मेंजा रहा 
था। उसे गर्मी के कारण जोरों की प्यास लगी । पर वह जल तो पी नहीं 
सकता था। उसने सोचा कि छाया में थोड़ा विश्राम कर लें। उसने देखा 
किआम का एक बाग है, छाया बड़ी घनी है। चातक ने विचार किया 
कि जरा चलकर इस छाया मेँ अपनी थकान थोड़ी मिटा लँ। पर बाग 
मेँ जाते-जाते उसके मन में अचानक एकं प्रश्न आ, गया ओर उसने बाग 
कं रखवाले को पुकारा, उससे कहा कि भाई! जरा बाहर तो आना। 
रखवाले ने चातक से कलह्म-तुम भीतर क्यों नहीं आ जाते? चातक बोला-तुम 
मैरे प्रश्न का उत्तर दे दो, तब में भीतर आँगा । रखवाला बाग से बाहर 
निकल आया, पूछा-क्या प्रश्न है तुम्हारा? चातक ने पृष्ठा-ये जो बाग 
के वृक्षै, ये किस जल से सीचे गए है? रखवाला बड़ा बिगडा, कहा-बाग 


१५८ ^ लकमण चरित्र 


को सीचने में कोई नियम होता हे क्या? चाहे वर्षा का जल हो, चाहे कर्ण 
का, हमें जो जल मिलता है, उससे सीच देते हैँ । गोस्वामीजी "दोहावली 
मेँ लिखते है- 

उष्न काल अरु देह खिन मग पथी तन ऊख । 

चातक वतिर्यौ न रुचीं अन जल सींचे रूख।।३१० 

अन जल सचे स्ख की छाया तं बरु घाम। 

तुलसी चातक बहत है यह प्रवीन को काम।॥३११ 

-चातक को लगा कि ये वृक्ष स्वाति-नक्षत्र के जल से नहीं सींचे 

गए टै । उसने निर्णय लिया कि यदि ये वृक्ष स्वाति-नक्षत्र के जल से सीचे 
गए होते, तब तो मै उनकी छाया मेँ विश्राम कर लेता, पर अब तो एेसी 
छाया मेँ बैठने की अपेक्षा गमी मेँ मर जाना ही श्रेयस्कर होगा ! तुलसीदासजी 
कहते हँ कि अपने को चातक कहने वाले तो बहुत हँ, पर एेसी निष्ठावाला 
चातक जो अपनी उस निष्ठा के लिए जीवन के बड़े-बड़े सुख का त्याग 
कर दे, कोई विरला ही है। वही है चतुर चातक । ओर गोस्वामी के ये 
चतुर चातक दँ लक्ष्मणजी । गोस्वामीजी समञ्ञ गए कि स्वाति-नक्षत्र के 
प्रमी की प्रिया को जब तक जानकी लघु भगिनी' के सम्बन्ध से सम्बोधित 
नहीं करेगे, यह चातक शायद विवाह करना भी स्वीकार नहीं करेगा । जव 
वह अन्य जल से सींचे गए वृक्ष की छह में वेने को भी प्रस्तुत नहीं 
हे, तब जिसका श्री सीता ओर श्री राम से सम्बन्ध न हो, वह श्री लक्ष्मण 
को केसे प्रिय हो सकता हे। कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मणजी श्री 
राम के प्रति जितने समर्पित है, उतनी ही उर्मिलाजी जानकीजी के प्रति 
समर्पिता हे । श्री लक्ष्मण ओर उर्मिलाजी में आत्म-बलिदान की पराकाष्ठा 
हे। बल्कि यह करे कि यह पूरा का पूरा परिवार ही बडा अनोखा हे। 
यदि हम विचार करे, तो देखेंगे कि सुमित्रा, उर्मिला, श्रुतिकीर्ति, लक्ष्मण, 
शचुघ्न ये सब के सब इतने अनोखे त्यागी है, अपने आपको मिटाने की 
भावना से इतने भरे हए हैँ कि प्रत्येक की यही चेष्टा रहती है कि स्वयं 
सामने न आएं । यह बात अलग है कि किन्हीं प्रसंगो मे श्री लक्ष्मण सामने 
आ गए हों ओर कहीं पर सुमित्रा अम्बा को आगे आना पड़ा हो। पर 
स्वभावतः उनका यही प्रयल रहता है कि सामने न आना पड़े। कितना 
आश्चर्य होता है कि लक्ष्मणजी अपनी पत्नी उर्मिला को छोडकर चोदह 


लक्ष्मण चरित्र ^ १५६ 


वर्षं के लिए वन चले जाते हें । ओर उससे भी अधिक आश्चर्य तब होता 
है, जब उर्मिला अपने पति के वन जाने के अवसर पर उन्हें प्रणाम्‌ करने 
नहीं आती । लक्ष्मणजी भी वन जाते समय उर्मिला से मिलकर नहीं जाते । 
यह सब जानकर आश्चर्य ही होता है । इसका क्या कारण हो सकता हैः 
आह कहते हैँ कि सुमित्रा अम्बा का परिवार उपासना का परिवार 
ज्ञानशक्तिश्च कोसल्या सुमित्रोपासनात्मिका । 
क्रियाशक्तेश्च केकेयी वेदो दशरथो नृपः॥ 

-कौसल्या अम्बा मानो मूर्तिमती ज्ञानशक्ति है, कैकेयी अम्बा मूर्तिमती 
क्रिया शक्ति हैँ, सुमित्रा अम्बा मूर्तिमती उपासनाशक्ति हैँ तथा महाराज 
दशरथ मूर्तिमान्‌ वेद हैँ । यदि आप तीनों माताओं की भूमिका पर विचार 
करे, तो देखेंगे कि ज्ञान, कर्म ओर उपासना की जो विशेषता होती है, 
वह इन तीनों में विशेष रूप से दिखाई देती है। ज्ञान की विशेषता ह 
समत्व, वह आपको कोसल्याजी में मिलेगा । क्रिया की विशेषता है रजोगुण 
ओर उत्साह, वह आपको केकेयी जी में मिलेगा। उपासना की विशेषता 
हे समर्पण, वह आपको सुमित्रा अम्बा के चरित्र मेँ मिलेगा। तीनों का 
अपना अलग-अलग व्यक्तित्व, अलग-अलग चरति है। कौसल्या अम्बा के 
लिए गोस्वामीजी कहते हैँ कि उन्हें श्री राम ओर श्री भरत मेँ कोई भेद 
ही नहीं दिखाई देता था- 

राम भरतु दोऊ सुत सम जानी । २८५८४८६ 

यह ज्ञान की पराकाष्ठा है । कैकेयी अम्बा बड़ी उदार है, बहुत ही 
उत्साही हँ ओर जैसा कि क्रियापरायण व्यक्ति हआ करते है, वे इस 
सिद्धान्त का पालन करती हैँ कि “मुञ्जसे अच्छा व्यवहार करो, तो हम भी 
अच्छा व्यवहार करेगे ओर तुम यदि एक बुरा करो, तो हम दो बुरा करेगे ॥ 
वे एेसा सोचती हँ कि यदि राम मुञ्ञे अपनी मँ से अधिक आदर देता 
+ तो मै भी उसे अपने बेटे से अधिक प्यार र्दूगी ओर यदि नहीं देता, 

जस कोसिलोँ मोर भल ताका। 
तस फलु उन्हहि देठं करि साका। २८३२२८८ 
कौसल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मेँ भी साका करके (याद 


१६० ^ लक्ष्मण चरित्र 


रखने योग्य) उन्हें वैसा ही फल र्दूमी । यह क्रिया की वाणी हे । उपासना 
की भाषा इससे सर्वथा भिन्न हे। सुमित्रा अम्बा में उपासना का यह रूप 
प्रारम्भ से ही दिखता टै, जव यज्ञपुरुष दारा प्रदत्त पायस का तीनों रानियां 
मे वितरण किया गया। 

आप "रामचरितमानस" में पटृते है कि जब महाराज दशरथ ने 
पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराया, तब स्वर्णपात्र मे चरु लेकर अग्निदेव प्रकट हए 
उन्होने चरु का पात्र महाराज दशरथ को देते हुए कहा-इसे ले जाकर 
अपनी रानियों मे बोट टो। जव पृष्ठा गया कि किसर आधार पर बोट 
जाए, तो उत्तर मिला- ` 

जथा जोग जेहि भाग बनाई ।१८१८ ८८८ 

-जिसको जैसा उचित हो, वैसा भाग बनाकर बोट दो। अब यहां 
पर यह प्रश्न होता है कि अग्निदेव को एेसा कहने की क्या आवश्यकता 
थी कि खीर को, हवि को बँटकर जो जिस योग्य हो उसेवैसादे दो? 
तो, इसकं पीछे एक कथा है। 

अन्यत्र संकेत प्राप्त होता है कि महाराज दशरथ के जब कोई सन्तान 
नहीं हई ओर केकेयीजी से विवाह का प्रसंग आया तो, केकेयी के पिता 
महाराज केकय ने महाराज दशरथ के समक्ष एक शर्त रखते हए कहा 
अपनी कन्या का आपसे विवाह तभी करूंगा, जब आप प्रतिज्ञा करे कि 
मेरी कन्या से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। महाराज 
कैकय क्रिया के पिता है, इसलिए बिना लेन-देन के कोई बात स्वीकार 
नहीं करते । क्रिया जब तक परिणाम को नहीं देख लेती, तब तक वह 
क्रियमाण नहीं होना चाहती । केकय हैँ रजोगुण । रजोगुण की कन्या है 
क्रिया । रजोगुण से क्रिया का जन्म होता है! कौसल्या ओर सुमित्रा कं 
विवाह में कोई शर्त नहीं है, जबकि कैकेयी कँ विवाह में है। तो, जव 
महाराज दशरथ के सामने यह शर्त रखी गई, उन्होने सोचा कि इसमें भला 
क्या कठिनाई हो सकती टै, अन्य रानियों से तो कोई सन्तान टै ही नहीं, 
इसलिए कैकेयी से जो पुत्र प्राप्त होगा, राज्य उत्ते देदेगे। वे यह तो नहीं 
जानते थे कि आगे क्या-क्या होने वाला है। इसलिए अग्निदिव जव प्रकट 
होकर उन्दं चरु देकर कहते हैँ कि इसे रानियोँ मेँ यथोचित सूप से बट 
दो, तो यह महाराज दशरथ के समक्ष एक समस्या बन गई । वे केकेयी 


लक्ष्मण चरित्र ^ १६१ 


से उनके पुत्र को राज्य देने कं लिए वचनबद्ध हँ, एसी दशा मेँ उनकं 
लिए उचित तो यही होता कि वे चरु मात्र कैकेयी को ही देते। उससे 
राज्य के उत्तराधिकारी के लिए संघर्षं की कोड सम्भावना उत्पन्न नहीं 
होती । लेकिन अग्निदिव कहते हँ कि चरु का वितरण करना है। यज्ञ का 
तात्पर्य भी वितरण ही है-अकेले मत ग्रहण करो, ्बोटकर ग्रहण करो। 
तो, एसे में राजा दशरथ के लिए एक सरल उपाय यह था कि तीनां 
रानियों को चरु का बराबर-वराबर भाग दे दिया जाता। पर वहां भी 
अग्निदेव ने एक सूत्र रख दिया-^जो जिस योग्य हो, उसे उतना भाग 
टेना हे । यह बड़ा कठिन कार्य था, पर महाराज दशरथ ने वितरण का 
यह कार्य न्यायपूर्वक किया । यदि वे ममता मं पकर वितरण करते, तो 
सम्भव था कि वे केकेयीजी को पूरा का पूरा चरु दे देते, क्योकि केकेयीजी 
ने अपने सौन्दर्य से उन्ट आसक्त बना रक्खछा था, फिर कैकेयीजी में 
स्वभाव की तेजस्विता भी थी। किन्तु महाराज दशरथ ने प्रर न्याय कं 
साथ रबौँटने का काम किया। उन्न चरु का आधा भाग कौसल्याजी को, 
ज्ञान को दिया-“अर्धं भाग कौसल्यहि' दीन्हा (१८९१२६८२) ओर आधे वचे 
हए भाग के फिर दो भाग किए। उसका एक भाग उन्होने केकेयीजी को 
दिया। अब सीधा क्रम यही होता कि शेष दूसरे भाग को वे सुमित्राजी 
को दे देते। पर गोस्वामीजी कहते ह कि महाराज दशरथ ने स्वयं अपने 
हाथ से सुमित्राजी को नहीं दिया । वे इस बचे अन्तिम भाग के पुनः दो 
भाग करते है ओर कौशल्याजी तथा केकेयीजी के हाथ में एक-एक भाग 
रख देते हैँ ओर उन दोनीं से अनुरोध करते है कि वे अपने हाथ से वह 
सुमित्रा को दे दे । यह बड़ा विचित्र रवैटवारा है। पहले आधा-आधा करना । 
फिर आधे केदो भाग करना। इन दो भागोंमें से एक कैकेयी को देकर 
बचे हए दूसरे भाग के फिर दो भाग करना ओर इन दो भागों को अपने 
हाथ से सुमित्राजी को न देकर कौसल्याजी ओर केकेयी के हाथ से उन 
दिलाना! इसका क्या तात्पर्य हो सकता है? महाराज दशरथ इस र्बटवारे 
की प्रक्रिया के दारा मानो अपनी रानियों को यह बताना चाहते है कि 
मैने तो वितरण किया ही, अव तुम लोग भी वितरण करना सीखो। 
वितरण का अधिकार केवल मुञ्चे नहीं, बल्कि तुम लोगों को भी हे। 
अच्छा, इस वितरण की प्रणाली में किसके प्रति पक्षपात होता है? 


१६२ ^ लक्ष्मण चरित 








अलग-अलग दृष्टि से देखने पर पक्षपात भी अलग-अलग के प्रति हआ 
दिखाई देता है । एक दृष्टि से लगता टै कि आधा भाग कोसल्याजी को 
देकर उनकं प्रति अधिक सम्मान प्रदर्शित किया गया है, पर कैकेयीजी 
सोचती है कि भले ही मेँ पट्महिषी नहीं हूं तथापि महाराज ने अपने हाथ 
से मुञ्े चरु देकर मेरा सम्मान किया है। ऊपरी दृष्टि से एेसा लगता है 
कि सुमित्रा अम्बा को अन्य दो रानियों की तरह सम्मान नहीं मिला 
क्योकि महाराज दशरथ अपने हाथ से चरु नहीं देते। पर यदि भीतर की 
दृष्टि से देखं, तो यह वात टीक नहीं मालूम पडती, क्योकि सुमित्राजी तो 
उपासनारूप हे । उपासना को सम्मान की आवश्यकता नहीं होती, उसमें 
अभिमान की भावना नहीं होती । अतएव यह निर्णय करना कठिन है कि 
सबसे अधिक पक्षपात किसके साथ हज, क्योकि जब अन्य रानियां को 
एक-एक पुत्र ही मिला, सुमित्रा अम्बा को दो पुत्र मिले। अतएव एक दृष्टि 
से देखे तो कोसल्याजी के प्रति पक्षपात दिखाई देता ह, ओर दूसरी दृष्ट 
से देखने पर कंकंयीजी के प्रति तथा यदि पुत्रों की संख्या की दृष्टि से 
देखे, तो सुमित्राजी के प्रति। | 

६ यह यज्ञ का चक्र है। अग्नि में आहुति दी गई ओर अग्नि ने चरु 
दिया । जो देता है, वह पाता है। जो दिया जाता है वह लौटकर आता 
, ॐ । यही चक्र है । जव मुनि विश्वामित्र के अनुज सहित श्री रघुनाथ के 
ने पर महाराज दशरथ ने कहा- 

चौथे पन पाये सुत चारी। 
विप्र वचन नहिं कटेहु विचारी॥९८२०७८२ 
9 हे विप्र! मने वृद्धावस्था मेँ चार पुत्र पाए है, आपने विचार करकं 

नहीं मोगा, तब विश्वामित्र को बड़ी हसी आई । उनका तात्पर्य यह था 
कि राजन्‌! तुम्हारे कोई भी पुत्र नहीं था, तुम मुनि के पास गए ओर 
उन्हने तुम्हे चार पुत्र दे दिए । अब एक मुनि जव तुमसे आवश्यकता पड़ने 
के कारण तुम्हारे दो पुत्रों की मौगकररहाहै, तो तुम देने मेँ आनाकानी 
कर्‌ रहे हो । यह कैसा रवैटवारा है! रवैटवारे की प्रक्रिया कहती है कि जव 
पाते हो, तो दो भी। जव चार पातेहो, तो कमसेकमदोतोदेने का 
विचार रखो। यह वितरण है। अग्नि को दोगे, तो वह भी लौटाएमी । 
लौटने के बाद स्वयं अपने पास मत रखो बल्कि बोँटो। महाराज दशरथ 


लक्ष्मण चरित्र ^ १६३ 


को चरु मिला, तो उन्न बँटा ओर उन्होने चरु जिस-जिसको दिया, उस 
उससे भी कहा कि बटो । वितरण के अन्त में पता चलता है कि सुमित्रा 
अम्बा ने दो भाग पाया। ओर धन्य टै सुमित्रा अम्बा! उन्टँं कोसल्याजी 
से एक ओर कैकेयीजी से एक एसे दो भाग मिलते है ओर वे लक्षण 
ओर शत्रुघ्न दो पत्रों को जन्म देती है, पर एक भी पुत्र को अपने लिए 
नहीं रखती, वे दोनों को अन्य दो माताओं कं पुत्रों की सेवा कं लिए 
समर्पित कर देती है लक्ष्मण को राम की सेवा में लगा देती टै ओर शवुष्न 
को भरत की। यही उपासना है जो अपने लिए कुछ नहीं बचाती। जो 
अपने पुत्रं को राजा बनने की नहीं सेवक बनने की दीक्षा देती हे। 
कैकेयीजी की मह््वाकांक्षा हो सकती हे कि मेरा पुत्र राजा बने । कौसल्याजी 
को ज्ञानशक्ति होने के नाते, आदरणीया होने के नाते, अपने पुत्र की राज्य 
प्राप्ति पर सन्तोष हो सकता है, पर जिसने अपने पुत्रों को सेवाधर्म की 
दीक्षा दी, वह तो उपासना ही हो सकती है। सेवा मेँ इतनी आसक्ति, 
इतनी महत्तववुद्धि सुमित्रा अम्बा के चरित्र को छोड ओर किसे मिल 
सकती है? यही कारण था कि जब श्री राम, राज्य का परित्याग कर, 
अपने चरित्र के महान्‌ उदेश्य की पूर्ति के लिए, वन जाने को प्रस्तुत इए, 
तो लक्ष्मणजी भी उनके साथ चलने का आग्रह करते हैँ । उस समय त्री 
राम ओर श्री लक्ष्मण में स्नेहभरा संवाद होता है। जब लक््मणजी को 
समाचार मिलता है कि श्री राम वन को जा रहे है, तो उनकी स्थिति 
विलक्षण हो जाती है। उनके जीवन में राम से वियोग की कल्पना ही नहीं 
हे । गोस्वामीजी लिखते है- 

समाचार सब लछिमन पाए 

व्याकुल बिलख बदन उठि धाए॥। 

सोचु हदर्यै बिधि का टोनिहरा । 

सवु सुखु सुकृतु सिरान हमारा॥ 

मो कटं काह कहब रघुनाथा । 

रखिहरहिं भवन के लेहर्हिं साथा।। 

राम बिलोकि बधु कर जोरं। 

देह गेह सव सन तुनु तोर॥२८६६८१, ४-६ 

-जिस समय लक्ष्मण भगवान्‌ राम के सामने आकर खडे हए, उस 


१६४ ८ लक्ष्मण चरित्र 


समय प्रभु को लगा कि लक्ष्मण न देहम, न गेह मेँ-मानो व्याकुलता 
की मूर्ति बने खड हेँ। वे श्री लक्ष्मण को बड़े प्रम से गले से लगा लेते 
है ओर वाद में सुन्दर उपदेश देते हें । आज ` पहली बार प्रभु ने बड़ा 
उपयुक्त भाषण दिया, कहा- लक्ष्मण! तुम्हारे समान वीर प्रथ्वी पर कोई 
नहीं है, याद रखो तुम जैसा वीर यदि कर्तव्य से भागेगा, तो कायर 
कहलाएगा। इसलिए मेँ तुमसे कहता हू 

तात प्रेम बसर जनि कदराहू। 

समुञ्चि हरये परिनाम उछाहू॥। २८६६८२८ 

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। 

सो नृप अवसि नरक अधिकारी॥२८७०८६ 

- तात, परिणाम मे होने वाले आनन्द को हदय में समञ्चकर तुम 

प्रमवश अधीर मत बनो। जिसके राज्य मेँ प्यारी प्रजा दुखी रहती है, 
वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता हे। ओर इन शब्दों में 
प्रभु श्री लक्ष्मण को घर पर रहने के लिए कहते हँ । पर हम देखते हैँ 
कि लक्ष्मणजी प्रभु की बात नहीं मानते। यह अनोखी वत लगती हे। 
तो क्या लक््मणजी सचमुच प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैँ ? नहीं । 
तब इसके पीछे का रहस्य क्या है? प्रश्न उठता है कि क्या प्रभु वास्तविक 
रूप में ही लक्ष्मणजी को रुकने के लिए कह रहे थे अथवा वे मात्र यह 
कहकर अपने धमं का पालन कर रहे थे कि मेरे साथ न चलो, यहाँ 
रुककर सबकी सेवा करो! इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि 
प्रभु तब लक््मणजी से रुकने के लिए उतना नहीं कह रहे थे, जितना वे 
स्वयं अपने धर्मपालन की दृष्टि से कह रहे थे। जब भी एसा अवसर 
आए कि हम किसी से अपनी या समाज की सेवा लें। तो हर महापुरुष 
का सच्चा स्वरूप यही होगा । कि वह अपनी सेवा के स्थान पर समाज 
की सेवा को महत्त्व दे। इसीलिए भगवान्‌ राम श्री लक्ष्मण को उपदेश 
देते टे कि तुम्हारा कर्तव्य राज्य ओर समाज की सेवा है, मेरी व्यक्तिगत 
सेवा नहीं । पर लक््मणजी अपनी भूमिका को इतनी अच्छी तरह जानते 
है कि भगवान्‌ राम के कहने का उन पर कोई प्रभाव नहीं पडता । श्री 
भरत ओर श्री लक्ष्मण के चर्त्रि का मुख्य भेद यही है कि श्री भरत 


` भगवान्‌ राम कं आदर्श के, विचारों के सेवक हैँ, जबकि श्री लक्ष्मण प्रभु 


लक्ष्मण चरित ^ १६५ 


के व्यक्तिगत सेवक हैँ । प्रश्न उठता है कि महापुरुषों की व्यक्तिगत 
सेवा की जानी चाहिए या उनके विचारों की? हम भले ही इसके उत्तर 
मेँ कहं कि विचारो की सेवा का अधिक महत्त्व है, पर केवल इतना ही 
उत्तर अपूर्ण होगा, क्योकि जिस महापुरुष के दारा किसी महान्‌ आदर्शं 
की सृष्टि हो रही हो, उसकी व्यक्तिगत सेवा भी उतनी ही अपेक्षित हे। 
विचार की सेवा मेँ यश है ओर जो व्यक्तिगत सेवा में रहता है, उसे 
समाज उतने सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। जो वृक्ष कं पत्तों की 
सेवा करता है, उसे तो सभी देखते हँ ओर वह सबकी प्रशंसा का पात्र 
होता है, पर जो वृक्ष के मूल में जल देकर वस्तुतः प्रकारान्तरं से पत्तों 
कीदही सेवा कुर्‌ रहा है, उसकी वह सेवा दिखाई नहीं देती । श्री भरत 
भगवान्‌ राम के महान आज्ञाकारी टँ ओर श्री लक्ष्मण भगवान्‌ राम कौ 
आज्ञा कभी मानते है, कभी नहीं मानते। जो आदर्श का सेवक है, उसे 
आज्ञाकारी होना चाहिए ओर जो शरीर का सेवक है, उसे पूरी तरह 
आज्ञाकारी नहीं होना चादिए । महापुरुषों के आदर्श की, उनके विचारों 
की सेवा करनी है, तो उनके आदर्श को, विचारों को प्रसारित कीजिए । 
पर यदि किसी महापुरुष के शरीर की सेवा करनी हो ओर वह महापुरुष 
सेवा लेने मै संकोची हौ तथा सेवक भी करीं आज्ञाकारी मिल जाए, 
तब तो सेवा हो गई। आप किसी महापुरुष के चरण दबाने चले ओर 
वे कह दँ आवश्यकता नहीं हे, तो आप भी यदि "जब आपकी आज्ञा 
पेसी है, तो ठीक है यह कहकर चरण दवाना छोड दँ तो फिर सेवा 
किस प्रकार होगी? एेसी स्थिति में सेवक एसा चाहिए, जो महापुरुष के 
रोकने की परवाह न करे ओर आवश्यकता समञ्जकर सेवा करता रहे । 
श्री भरत ओर श्री लक्ष्मण में यही अन्तर है। भरतजी सोचते हँ कि 
हमारे प्रभु इतने महान्‌ है कि जो करटैगे ठीक ही करेगे । ओर लक्ष्मणजी 
कहते हैँ कि हमारे राम भोले है ओर विना सोचे-समञ्ञे आज्ञा दिया करते 
हैँ, उनकी बात मानने सेवे ही संकट में पड़ जार्णगे। ये दोनों ही प्रीति 
की भावना रै-भरत ओर लक््मण दोनों टी महान्‌ प्रेमी रै, पर भरतजी 
की प्रीति में अधिकार की वह वृत्ति नहीं, जो लक््मणजी की प्रीति मेंट, 
तथापि लक्ष्मणजी के अन्तःकरण में अधिकार की यह जो वृत्ति है, वह 
अपने सुख के लिए नहीं, श्री राम को सुखी बनाने के लिए है। वे 


१६६ ^ लक्ष्मण चरित्र 


श्रीराम से वार-वार यही कहते ह कि आपमें बहत गुण होगे, पर आप 
अच्छे पारखी नहीं है 
नाय सुहृद सुटि सरल चित सील सनेह निधान । 
सव पर प्रीति प्रतीति निरये जानिअ आपु समान॥२८२२७ 

- हि नाथ! आप परम सुहृद, सरल हदय तथा शील ओर स्नेह के 
भण्डार हे, आपका सभी पर प्रेम ओर विश्वास है ओर अपने हृदय में 
सबको अपने ही समान जानते हैँ । यही कारण था कि लक््मणजी ओर 
भगवान्‌ राम मं सर्वदा एक मतभेद रहा करता था। वे प्रभु से कहा 
करते-जरा प्रभाव प्रकट कीजिए ओर स्वभाव छिपा लीजिए! पर प्रभु का 
स्वभाव टै-अपना प्रभाव छिपाना ओर स्वभाव प्रकट करना। लक्ष्मणजी 
कौ लगता है कि संसार प्रभाव से ही नियन्त्रित रहेगा, क्योकि लोग 
स्वभाव की कोमलता का दुरुपयोग करते हँ । 

तो, प्रभु ने जब कहा कि लक्ष्मण! तुम मेरे साथ न चलो ओर धर्म 
पालन = कं लिए यहीं रो, तो लक्ष्षणजी ने उन्हँ दो-चार वाक्यों मेँ चुप 
करा दिया। उन्होने प्रभु से पष्ठ दिया-आप जो यह उपदेश दे रहे हैँ 
उसका फल क्या है ? प्रभु बोले-धर्म का पालन करने से समाज में व्यवस्था 
की वृद्धि होती है, एश्वर्य प्राप्त होता ठै ओर मरने के वाद सद्गति मिलती 
हे। लक्ष्मणजी ने उलटकर पूष्ठा-यदि किसी को तीनों मेँ से कुछ नहीं 
चाहिए हो, तो वह धर्म का पालन करे यान करे? उत्तर मिला-नहीं 
चाहिए तो केसे हम कँ कि करे। लक्ष्षणजी ने कहा-मुञ्चे कुछ नहीं 
चाहिए, मुञ्ञे कीर्तिं नही, कलंक चादिए, एश्वर्य नहीं, दिता चाहिए, स्वर्ग 
नही, नरक चाहिए । सवके बदले में मुञ्चे सेवा छोड ओर कुछ नहीं चाहिए । 
एसे टं लक््मणजी, जिनका अन्तःकरण त्याग की सुवास से भरा हआ है । 
वे कह देते है- 

धरम नीति उपदेसिअ तादी । 
कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। २८७१७ 

- “धर्मं ओर नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए, जिसे कीर्तिं 
विभूति (एश्वर्य), या सद्गति प्यारी हो । 

प्रभु जचरज से लक््षणजी की ओर देखते है, कहते हैमने इतना 
बद्रिया धर्म बताया ओर तुमने स्वीकार नहीं किया । लक्ष्मणजी उत्तर देते 


लक्ष्मण चररि ^ १६७ 


है प्रभु, आपका धर्म तो बदिया हे, पर मेरे योग्य नहीं है। जैसे आप 
किसी को वद्या कपड़े का करता वनवाकर दँ ओर करं कि कपड़ा इतने 
रुपए का है, सिलाई इतनी लगी €, ओर यह न देखें कि करता उसकी 
मापकाहैया नही, तो एेसा ही य्ह लक्ष्मणजी के साथ हो गया। वे 
कहते हँ प्रभु, आपने तो धर्म का बद़्िया कुरता बनाकर दे दिया, पर यह 
नहीं देखा कि वह मेरी मापकाटेया नहीं। मँतो शिशुर्ह। आप बं 
का कपड़ा छोटे को पहनाना चाहते है? प्रभु ने कहा-लक््मण! छोटे का 
कर्तव्य होता है कि वह बडे का भार उठाए, तुम छोटे भाई हो, मेरा भार 
हलका करो । पर लक्ष्मणजी ने कहा-प्रभु! छोटे की भी एक सीमा होती 
हे । अगर बीस वर्ष का कोई बड़ा भाई टे, तो उन्नीस वर्ष वाले छोटे भाई 
का यह कर्तव्य है कि बडे का भार उठाए, पर अगर दो वर्षका ष्ठोटा 
भाईं हो ओर बड़ा भाई उससे कहे कि तुम छोटे हो, बोञ् उठाओ, तो 
बड़ा भाई भूल कर रहा है । वह नन्हा शिशु तो गोद मेँ लेने योग्य है, 
वह भार क्यों उठाएगा? श्री लक्ष्मण कह उठते है- 

मे सिसु प्रभु सनेहं प्रतिपाला । 

मदरु मेरु कि लेहं मराला॥ २८७१३ 

-र्ेंतो प्रभु आपकं स्नेह में पला हआ छोटा बच्चा ह| कहीं हंस 
भी मन्दराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकता टहै?' प्रभु बोले-लक्ष्मण' 
तुम यदि एेसा कटो, तो बोञ्ञ फिर कोन उठाएगा? लक््मणजी ने कहा- 
नरवर धीर धरम धुर धारी। 
निगम नीति कटं ते अधिकारी॥।१८७१८२ 
-शास््र ओर नीति केतो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हँ जो धीर 

हैँ ओर धर्म की धुरी को धारण करने वाले है । एसे श्रेष्ठ अधिकारी भाई 
भरततोआहीरहेदहं। वे सारे कर्तव्य का बोञ्ज उठा ही लेगे। इसलिए- 

गुर पितु मातु न जानं काहू । 

कट्ठं सुभाउ नाथ पतिआहू॥ 

जटं लगि जगत सनेह सगाई । 

प्रीति प्रतीति निगम निज गाई 

मोरं सवइ एक तुम्ह स्वामी । 

दीनवन्धु उर अन्तरजामी॥ २८७१८४६ 


१६८ ^ लक्ष्मण चरित्र 


-स्वभाव से ही कहता ह, आप विश्वास कर, मं आपको छोडकर 
गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानता। जगत्‌ में जर्हौ तक स्नेह 
का सम्बन्ध, प्रेम ओर विश्वास हे, जिनको स्वयं वेद ने गाया है-हे 
स्वामी ! टे दीनबन्धु! हे सवकं हदय के अन्दर की जानने वाले! मेरे तो 
वे सव कुछ आप ही हें। ओर एेसा कह अन्त मेँ लक्ष्मणजी दुहाई देते 
हए कहते ह 

नाय दासु मे स्वामि तुम्ह तज्हु त काह बसाइ ।२८७१ 

-टे नाथ! में दास हू ओर आप स्वामी ह अतः आप मुञ्चे छोड ही 
देतोमेरा क्या वश है? लक्ष्मणजी का तात्पर्य यह है कि प्रभु! आप ईश्वर 
है, मेरे स्वामी ह ओर मेने सुना टै कि ईश्वर कभी अपने आचरित का 
त्याग नहीं करता । अव यदि आप मुञ्चे छोड जार्एगे, तो इसका मतलब 
यही होगा कि आप अपने धर्म का त्याग कर रहे हैँ। ओर जब आप ही 
अपने धर्म का इस प्रकार त्याग कर देगे, तब भला मेँ अपने धर्म का 
पालन कैसे कर पाऊंगा? इसलिए, प्रभु, आप मुञ्चे साथ रखकर अपने धर्म 
का पालन कीजिए ओर मुञ्चे सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। 

प्रभु समञ्ज गए कि य्ह त्क काम नहीं देने वाला है। वे एक 
अनोखा खेल करते हए कहते है- 

माग्हु विदा मातु सन जाई ।२८७२८१ 

-जाकर माता से विदा माग आओ! जरा शब्दों को देखिए! प्रभु यह 
नहीं कहते कि जाकर माता से मग लो। वे जानते थे कि लक्ष्मण फिरसे 
नहीं कर देगे। आज्ञा मोगना ओर विदा मौँगना इन दोनों में अन्तर है। 
आज्ञा मौगने में बन्धन है, पर विदाई में मात्र शिष्टाचार की पूर्ति है । यदि 
आज्ञा ही लेनी होती, तो श्री लक्ष्मण को प्रभु माता के पास क्यों भेजते, 
तव तो पिता कं पास भेजते, क्योंकि पिता राजा है ओर राजा से आज्ञा 
मगना ही समीचीन होता। पर प्रभु तो खेल कर रहे हैँ । वे सोचते हैँ कि 
लक्ष्मण सब कुठ त्याग कर मेरे साथ चल रहा है, वह एक बार सुमित्रा 
अम्बासे मिलतो ले। प्रभु कभी-कभी दो भक्तों को मिलाकर अनोखा रस 
तेते है । मिलाने का उदेश्य यह होता है, कि दोनों भक्त मिलकर एक-दूसरे 
सेकुछलेलें, कुछ पा लें, जिससे किसी के मन में यह भावना भूल से भी 
न उत्पन्न हो कि मेरी भक्ति ओर मेरा ज्ञान अनूठा है । सुमित्रा अम्बा ओर 


लक्ष्मण चररि ^ १६६ 


लक्ष्मण का मिलन इसी भूमिका को प्रस्तुत करता टै। 

(रामचरितमानस' में लंकाकाण्ड मेँ प्रसंग आता डे कि लक््मणजी को 
दो बार शक्ति लगी-एक वार मेघनाद के दारा ओर दूसरी वार रावण 
के दारा। जब सेषनाद के दारा शक्ति लगी, तो भगवान्‌ ने सुषेण वैद्य 
को बुलवाया, दवा पूषठी गई ओर हनुमानूजी को दवा लेने भेजा गया । पर 
जब रावण ने शक्ति मारी ओर लक्ष्मणजी मूर्छित हुए, तब भगवान्‌ ने 
न वैद्य बुलाया, न दवा की। हनुमानूजी लक्ष्मणजी को प्रभु की गोद में 
रख गए । प्रभु ने लक्ष्मण के कान में एक वाक्य कहा- 

तुम्ह कृतात भच्छक सुर जाता ।६८८३८६ 

लक्ष्मण! तुम काल को खाने वाले हो, इस प्रकार से पडे रहोगे 
तो मेँ कितनी वार वद्य ओर दवा बुला्गा। ओर प्रभु के यह कहते ही 
लक्ष्मणजी क्षण भर मेँ उठकर बैठ गए। उस रात्रि प्रभु की चरण सेवा 
करते हए हनुमानजी बोले- प्रभु ! पूरा रहस्य प्रकट हो गया कि आपने मुञ्धे 
दवा लेने पहली बार क्यों भेजा था । जैसे इस समय आपने लक््मणजी को 
चैतन्य कर दिया, वैसे ही तव भीतो कर सकते थे, पर उस वार तो 
आप मुज श्री भरत से मिलाना चाहते थे ओर इस वार लक्ष्मणजी की 
मूर्च्छा के माध्यम से आपने उनके स्वरूप को प्रकट कर दिया, यह बता 
दिया कि लक्ष्षणजी काल कं भी काल है, फिर वह मूर्च्छा कलँ है, उन्हं 
कौन परास्त कर सकता है? तो, प्रभु दवा लाने के बहाने हनुमान्‌जी ओर 
भरतजी इन दो सन्तं का मिलन कराते हँ ओर दोनों इस मिलन का 
अलग-अलग अर्थ लेते हेँ। 

श्री भरत से यदि कोई पष्ठ दे कि हनुमानूजी ओषध लेकर अयोध्या 
कं ऊपर क्यों आए, तो कटेंगे कि प्रभु ने मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए 
उन्हं भेजा था। उत्तरकाण्ड के प्रारम्भ मेँ हमें भरतजी के मन का ऊहापोह 
दिखाई देता हे । वे कहते हैँ-मेरे मन मेँ एक प्रश्न उठता था कि प्रभु 
मुञ्च साथ क्यों नहीं ले गए? ने तो चित्रकूट मेँ प्रभु के समक्ष एक 
विकल्प रखा था कि लक्ष्मण को वापस कर मञ्चे साथमेंते लें, पर प्रभु 
मुञ्च नहीं ले गए, लक््मणजी का ही चुनाव किया । यह प्रश्न मेरे मन में 
छिपा ह॒जा था। तो हनुमानजी को भेज कर उन्होने मेरे डस प्रश्न का उत्तर 
दे दिया। प्रभु समञ्ञ गए किमे केसार्हू 


१७० ^ लक्ष्मण चरित्र 


अहड धन्य लछिमन बडभागी । 
राम पदारबिन्दु अनुरागी॥ 
कपटी कुटिल मोटि प्रभु चीन्हा । 
ताते नाथ संग नहिं लीन्हा।॥७८०८२-४ 
-अहा हा! लक्ष्मण बडे धन्य एवं बड़भागी हैँ, जो श्री रामचन्द्रजी 
के चरणारविन्द के प्रेमी दँ मुञ्ञे तो प्रभु ने कपटी ओर कुटिल पहचान 
लिया, इसी से नाथ ने मुञ्चे साथ नहीं लिया। उन्होने हनुमानूजी को 
भेजकर मञ्े दिखा दिया कि गँ कैसा ह| जिस समय हनुमान्‌ जेसा सन्त 
पर्वत लेकर आकाश के ऊपर दिखाई पडा ओर मेने राक्षस समञ्चकर उस 
पर बाण चला दिया, तभी से मुञ्धे अपने चरित्र का सच्चा ज्ञान ही गया 
कि जो इतने बडे सन्त को निशाचर सम्मता हे, उसकी दृष्टि कितनी 
मलिन होगी ! यदि हनुमानजी न आए होते, तो मँ अपनी दृष्टि की मलिनता 
को जानता कैसे? भक्त तो निशाचर में भगवान्‌ देखता हे ओर मने भक्त 
मेँ निशाचरत्व देखा । मैने समञ्ञ लिया कि मेरी दृष्टि कितनी मलिन है। 
मानो मेँ राक्षस की श्रेणी में ही चला गया। प्रभु के एक सेवक लक्ष्षणजी 
को मेघनाद ने गिराया ओर दूसरे सेवक हनुमानजी को मुञ्च जैसे नीच ने। 
मेँ तो लंकावासियों की ही श्रेणी मेँ आ गया। इस प्रकार प्रभु ने मुञ्चे दिखा 
दिया कि मेँ इस योग्य था ही नहीं कि वे मुञ्ञे ले जाते। सन्त कं दर्शन 
से मुहे अपनी कमी का ज्ञान ही गया। ध ५ 
पर जब प्रभु ने हनुमान्‌जी से पष्ठ कि तुमह भरत से मिलकर केसा 
लगा, तो उन्होने कहा- प्रभु! सच कर्हू आपके चरणों मेँ इतने दिन रह 
कर भी मेँ जितना नहीं सीख पाया, उससे कहीं अधिक मैने भरतजी के 
पास एक घण्टे रहकर सीख लिया । जव भरतजी ने मुञ्च पर बाण मारा 
ओर मै नीचे गिर पड़ा, तो पर्वत ऊपर ही रह गया। इससे मुह्ये पहली 
शिक्षा यह मिली कि पर्वत उठाने वाले आप थे, मँ नहीं, क्योकि यदि में 
पर्वत उठाए होता, तब तो मेरे गिरने कं साथ-साथ पर्वत भी गिर पड़ता, 
लेकिन पर्वत तो नहीं गिरा, मेँ जरूर गिर गया । अतएव पर्वत को उठाने 
वाली शक्ति आपकी थी, में तो केवल निमित्त दिखाई दे रहा था । यदि 
भरतजी बाण न मारते, तो इस सत्य की प्रतीति मुञ्ञे होती कैसे? ओर 
दूसरी शिक्षा तो यह मिली कि मुम कोई विश्वास ही नहीं टै । विश्वास 


लक्ष्मण चरित्र ^ १७१ 


तो भरतजी मेँ है । पहले मेँ अपने को विश्वासी समङ्जता था, पर भरतजी 
का विश्वास देख मुञ्े लगा कि मेरा विश्वास कोई विश्वास ही नहीं हे । 
जब लक््मणजी मूर्च्छित हुए, तो मेँ वैद्य को घर सहित उठा लाया । जब 
दवा को आवश्यकता पड़ी, तो पर्वत को उठा लाया । मेँ समञ्मता था कि 
मेवेद्यलेजारहार्हूः दवाले जा रहार्हू। पर जब मेँ अयोध्या में मूर्च्छित 
हजा तो भरतजी ने न तो वैद्य बुलाया न दवा बुलायी, बस एक वाक्य 
कहकर मेरी मूर्च्छा दूर कर दी- 
जो मोरे मन बच अरु काया। 
प्रीति रामपद कमल अमाया।॥ 
तो कपि होउ विगत श्रम सूला ।६८५८.८६-७ 
-यदि मन, बचन ओर शरीर से श्री रामजी के चरण कमलो में मेरा 
निष्कपट प्रेम हो, तो यह वानर थकावट ओर पीडा रहित हो जाए । ओर 
त्यही मँ चैतन्य हो गया। तब मुञ्े लगा कि यदि मुम भी श्री भरत 
की तरह विश्वास होता, तो न मेँ वैद्य लाता, न पर्वत। विश्वास के ही 
आधार पर आपकं चरणों की कृपा से लक््मणजी की मूर्च्छा दूर कर देता 
इसलिए मुञ्चे बोध हो गया कि विश्वास तो भरतजी में है, मुडामें नहीं । 
तो दोनों सन्तो ने मिलकर एक-दूसरे से एक-दूसरे का गुण, एक-दूसरे की 
विशेषता प्राप्त की । 
तो, अयोध्या में जब श्री लक्ष्मण भी प्रभु के साथ वन जाने का 
आग्रह करते है, तो प्रभु सोचते हैँ कि जाने कं पहले जरा लक्ष्मण को 
सुमित्रा अम्बा से मिला दं । ओर जव माता ओर पुत्र मिलते है, तो यह 
कहना कठिन हो जाता है कि महान्‌ कौन है? जव विदा लेने के लिए 
लक्ष्मण सुमित्रा अम्बा के पास पर्हुवकर उन्हें प्रणाम करते है, तो वे पृषती 
है -बेटा! तुम्हारी अखि मे ओंसू कैसे? तव तक उन्हे श्री राम के वनगमन 
का समाचार नहीं प्राप्त हुजा था । लक्ष्मणजी उन्हे यह समाचार सुनाते है । 
मो व्याकुल हो जाती है, उनकी आंखों में ओस्‌ भर जाते हैँ । जब लक्ष्मणजी 
माता को अखं मेँ ओंसू देखते हैँ, तो उन्हें शंका होती है- 
एहिं सनेह वस करव अकाजू । २८७२७ 
कीं माता स्नेहवश काम न विगाड्‌ दं। उन्हे लगता हे किमे 
विदा लेने आया ह, इसलिए माता ममता के वश मेँ आंसू वहा रही हे। 


१७२ ^ लक्ष्मण चर्त 


वे रते ह कि मँ शायद अब कटेगी कि बेटा! शत्रुघ्न तो षर में ट नही, 
अब यदि तुम भी चले जाओगे, तो यँ किसकं आसर १ ? लेकिन जब 
लक्ष्मणजी सुमित्रा अम्बा का कथन सुनते है, तो उन्टं लगता ५ कि शायद 
प्रभु ने विदा लेने नहीं, शिक्षा लेने भेजा हे । सुमित्रा अम्बा कहती 1८.६५ | 
तुम वैदेही के पुत्र होकर भी देह को माता सम्मते हो? तुम्हें तो देह से 
ऊपर उठ जाना चाहिए था- 
तात तुम्हारि मातु बेदेही । 
पिता रामु सब भाति सनेही॥२८७३८२ 
-वेटा! जान लो! जानकी तुम्हारी माता ह ओर सब प्रकार से स्नेह 
करने वाले राम तुम्हारे पिता है । यदि राम ने माता से विदा मग आने को 
कहा, तो तुम्हं सीता के चरणों मेँ गिरकर विदा माग लेनी थी । यदि तुम 
ेसा करते, तो मै समञ्जती कि तुमने ठीक किया है । तुम कहते हौ कि वन 
जा रहे हो। पर तुम वन करौ जा रहे हो? तुम तो अयोध्या जा रहे हो । 
वन तो अयोध्या होने जा रहा है, क्योकि अयोध्या वहीं है, जरह राम है 
अवध तरह जहे राम निवासू। 
तईंड दिवसु जर्हे भानु प्रकासू॥२८७३८३ 
-तुम कहते हो कि तुम गुरु, पिता, माता किसी को नहीं मानते। 
तुमं तो राम से कहना चाहिए था कि तुम्हीं मेरे गुरु, पिता, माता ही 
ओर गुरु, पिता, माता की सेवा प्राण समान करनी चाहिए, इसलिए मुञ् 
वन साथ ले चलो- 
गुर पितु मातु बधु सुर साई । 
सेडअहिं सकल प्रान की नाई २८७३८५८ 
-फिर राम के साथ जाने में तुम्हे क्या दुःख? तुम तो अपने माता-पिता 
के साथ घूमने जा रहे हो । वास्तव में त्याग तो राम कर रे है, जो तुम्हारे 
लिए राज्य, माता-पिता, सब कुठ छोडकर वन जा रहे है- 
तुम करटं बन सव भाति सुपासू । 
संग पितु मातु रामु सिय जासू॥२८७४८७ म 
-तम्दं वन मेँ सब प्रकार से आराम रहेगा। तुम एसा मत साचना 
कि भँ तुम्हारी माता हू, तुम्हारी माता तो सीता । यदि राम के चरणों 
कै पास बैठकर तुम सोचने लगे कि मेरी माता अयोध्या मेँ टे, तो तुम्हारा 


लष्मण चरित्र ^ १७३ 


शरीर भले ही राम के पास रहे, पर तुम्हारा मन मेरे पास अयोध्या आ 
जाएगा । इसलिए विल्कुल भूल जाजो कि मेँ तुम्हारी माता हू । पर मैँ याद 
रखगी कि तुम मेरे बेटे हो, मेँ अपने आपको तुम्हारी माँ मार्नूगी, क्योकि- 
पुत्रवती जुबती जग सोई । 
रघुपति भगतु जासु सुतु होई॥ 
नतरु बो भलि बादि विनी । 
राम विमुख सुत तं हित जानी॥२८७४/१-२ 
- संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है, जिसका पुत्र रघुनाथ का 
भक्त हो । नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, वह 
तो बज्ञि ही अच्छी। पशु की भाँति उसका व्याना व्यर्थ ही हे। फिर जव 
तुम राम कं चरणों में रहोगे तो तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम भी राम 
के चरणों में रहेगा-सुमित्रा के पुत्र को राम के चरणों मेँ रहने से मेरा 
भी रहना हो ही जाएगा । 
माता सुमित्रा लक्ष्मण से एक ओर मीठी बात कहती हँ । जब सीता 
तुम्हारी माता है, तो मेरा फिर क्या स्थान है? मेरा स्थान वही है, जो दूध 
कं सन्दर्भ मे पात्र का होता है। भगवान्‌ को जव दूध का भोग लगाया 
जाता हे, तब किसी पात्र मेँ उसे रखकर ही एेसा किया जाता है। विना 
पात्र का स्पर्शं किए व्यक्ति दूध नहीं पी सकता। तो सुमित्रा अम्बा अपने 
को वही पात्र मानती टै | 
भूरि भाग भाजनु भय्हु मोहि समेत वलि जार । 
जो तुम्हरे मन छादि छलु कीन्ह राम पद टाठ॥॥२८७४ 
- में बलिहारी जाती ह, मेरे समेत तुम बड़ ही सोभाग्य के पात्र हए, 
जो तुम्हारे चित्त ने छल छोडकर राम के चरणों मेँ स्थान प्राप्त किया है । 
ओर लक््मणजी र्मा का उत्तर सुनकर समञ्ञ गए कि प्रमु ने मुञ्च 
माता कं पास क्यों भेजा था। उन्होने कहा-मँ! मेँ तुम्हारी पात्रता से 
धन्य हो गया । यदि दूध अच्छ हो ओर पात्र ठीकनदलो, तो टूध फट 
जाता हे। तुम्हारी. पात्रता न मुञ्चे कृतार्थ कर दिया । 
परभु ने लक्ष्मण को विदा मोग आने को कटा, स्वयं नहीं गणए। सुमित्रा 
जम्बा का परिवार बड़ा विलक्षण है, इसे सामान्य बुद्धि से समञ्चा नहीं जा 
सकता । प्रभु ने सोचा किमा से मेँ एक वार कर्ज ले चुका हूं ओर उसे 


१७४ ^ लक्ष्मण चरति 


लोटाया नहीं, तव भला किस मुँह से अब फिर से उधार मौगने जाऊ? पर 
उन्दे मों की उदारता पर विश्वास टै, इसलिए वे लक्ष्मण से कहते हैँ कि 
तुम्हीं विदा मग आओ । अच्छा! माता सुमित्रा लक्ष्मण कं साथ क्यों नहीं 
आई । इसलिए कि उन्हं लगा कि कीं मुञ्चे देखकर राम कं मह पर संकोच 
का भाव न आए। जो वस्तु मेरी हे नहीं, उसे देने के गर्व का भार मेँ क्यों 
वहन करं? यही सोचकर वे लक्ष्मण कं साथ नहीं आई ओर उन्होने लक्ष्मण 
से कहा- जाओ! राम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होगे, तुमने देर लगा दी । वह 
भक्त ही क्या, जो प्रभु से प्रतीक्षा करवाये? ओर अन्त में माता सुमित्रा 
लक््मणजी को आशीर्वाद देती हई कहती है- 
रति होउ अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई ।२८७४८७. 

-सीता ओर राम के चरणों मे तुम्हारा निर्मल एवं प्रगाट्‌ प्रम नित-नित 
नया हो। 

लक््मणजी को माताजी से तो विदा मिल गई, पर वे सोच रहेथे 
कि उर्मिला क्या कहती हैँ । उन्हें डर था कि कहीं वे प्रणाम करने के लिए 
न आ जार्पँ। पर उर्मिला उन्हें प्रणाम करने तक नहीं आई । यह बड़ा 
आश्चर्य होता है । उर्मिला ने जव श्री राम ओर साथ में श्री लक्ष्मण के 
वनगमन की बात सुनी, तो उन्होने सोचा-यदि में प्रणाम करने जाऊंगी, 
तो जिस प्रकार वे माता के ओंँसुओं को देखकर भयभीत हो गए थे, उसी 
प्रकार कहीं मुञ्चे देखकर हो गए, तो यह देखकर स्थिति मेरे लिए सह्य 
नहीं होगी । इसीलिए वे लक््मणजी कं सामने नहीं गई । उन्होने तो अपने 
आपको श्री किशोरीजी की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। वे 
लक््मणजी को एक क्षण के लिए भी नहीं रोकना चाहती थीं, वे उनके 
कर्तव्य-पथ पर, बलिदान-पथ पर चलने में पल भर कं लिए भी रुकावट 
नहीं बनना चाहती थीं । 

ये एेसे पात्र टै, जिन्ोँने स्वयं को मिटाकर रामराज्य की स्थापना 
मेँ नीव की ईट की तरह कार्य किया । ये दिखाई नहीं देते, पर इनके त्याग 
के आधार पर ही राम-राज्य का निर्माण हुञा। वास्तव में ये सहानुभूति 
के नहीं श्रद्धा के पात्र है। 


॥ बोलिए सियावर रामचन्द्र की जय ॥ 


लक्ष्मण चरित्र ^ १७५ 





ऋ , 


॥ श्रीरामः शरणं मम।॥ 


अष्टम्‌ व्याख्यान 


00000000 0000000 0000000(9696)696) 0696066) (9) 69696)6966 


पिले प्रवचनों मे हम लोगों ने श्री लक््षणजी की भूमिका को देखने का 
प्रयास किया । यह देखा कि वे हर क्षण भगवान्‌ श्रीराम के साथ टै ओर 
श्रीराम की आवश्यकता के अनुसार अपनी भूमिका बदलते रहते हैँ । केवल 
एक ही प्रसंग मे भगवान्‌ राम, लक््मणजी को अपनी भूमिका मेँ साथ नहीं 
लेते, ओर फल यह होता है, कि उन पर संकटों का बादल टूट पडता 
हे । वेसे भगवान्‌ श्री राम लक्ष्मणजी से कुछ छिपाते नहीं थे। एक ही वार 
छिपाया ओर उसी कं बाद सारी दर्घटनार्णँ घट गई । गोस्वामीजी कहते हें 
कि जब श्री सीताजी के हरण की योजना बनी, तब लक्ष्मणजी वन में 
कन्द, मूल, फल लेने गए हए थे । प्रभु ने श्री लक््मण को अपनी इस 
योजना में सम्मिलित नहीं किया, उसका एक कारण था। प्रभु ने विचार 
किया कि यदि मेँ लक्ष्मण से कर्हूकि रावण का वध करने के लिए यह 
योजना बनाई जा रही है, तो सम्भवतः वे यह कह दँ कि उसके लिए 
इतनी अंट करने की क्या आवश्यकता है, मेँ अभी जाकर रावण का 
वध किए देता हू। इससे तो फिर नाटक का टीक-टीक विस्तार नहींहो 
पाएगा, लक्ष्मण कौ प्रीति उसमे अवरोध बनेगी । इसलिए यही एक प्रसंग 
है जह भगवान्‌ राम लक्ष्मण से कुछ छिपाने की चेष्टा करते है, अन्यथा 
सब जगह श्री लक्ष्मण भगवान श्रीराम के साथ है। 

कल आपके सामने प्रसंग चल रहा थाकिश्रीराम वन को जा 
रहे है । श्री लक््मणजी भी साथ चलना चाहते है, पर प्रभु साथ चलने से 
मना करते है, तिस पर भी श्री लक्ष्मण नहीं मानते, वे प्रभु की आज्ञा 
अस्वीकार कर देते हं । यह विचित्र बात मालूम होती टै। श्री लक्ष्मण 


१७६ ^ लक्ष्मण चरित्र 


पसा क्यों करते दै! तीन तरह कं सेवक होते है-एक तो वे जो आज्ञा 
पराप्त होने पर उसका पालन करते ह, दूसरे वे जो आज्ञा प्राप्त होने से 
पहले स्वामी के मन की वात भपकर उसे पूरा करने मेँ लग जाते हँ 
ओर तीसरे वे, जिनके मन में स्वामी के मन मेँ उठने से पहले ही स्वामी 
की आवश्यकता का भान हो जाता है, ओर उसकी पूर्ति में वे लग जाते 
ह । ये तीसरे प्रकार के सेवकं दुर्लभ होते हैँ, पर ये टी सर्वोत्कृष्ट सेवक 
हं । स्वामी के मन में जो बात भविष्य में आती हे, वह एसे सेवकं कं 
मन में वर्तमान मेँ ही उपस्थित हो जाती है। लक्ष्मणजी एसे ही स्वातकृष्ट 
सेवक हैँ । भगवान्‌ राम लक्ष्मणजी से कहते है तो है कि वन में न चलो 
पर, उन्हे स्वयं यह ज्ञात नहीं कि वन मेँ उन्हें लक््मणजी की कितनी 
आवश्यकता पडेगी। इस आवश्यकता को प्रभु की अपेक्षा श्री लक्ष्मण 
अधिक जानते है, इसीलिए वे प्रभु के निषेध करने पर भी वन साथ 
चलने का आग्रह करते है । आश्चर्य तो इस बात का होता है कि भगवान्‌ 
राम लक्ष्मण को रोक क्यों रहे थे, क्योकि यदि श्री लक्ष्मण न होते, तो 
आगे चलकर उनकी समग्र लीला का निर्वाह भी सम्भव न होता। श्री 
लक्ष्मण की खूबी इतनी ही नहीं हे कि वे श्री राम की आवश्यकता को 
उनकी भी अपेक्षा अधिक जानते है, बल्कि यह भी कि श्री राम की 
आवश्यकता को श्री राम की आवश्यकता न बता, अपनी आवश्यकता 
बताते रैं। वे श्री राम से कहते हमें सिसु प्रभु सने प्रतिपाला 
(२८७१८२)- भें तो आपके स्नेह मेँ पला हज नन्हा शिशु हर, मेँ आपके 
विना नहीं रह सकता। ओर इस प्रकार आग्रह करते हुए वे श्री राघवेन्द्र 
के साथ वन-पथ में चलते है। 

विगत सात दिनों मेँ हम यहीं तक पर्हच पाए हैँ । अब एक दिनि 
मेँ अयोध्याकाण्ड से उत्तरकाण्ड तक केसे परह ? अतः सूत्र के रूप मे कुछ 
बातें आपके सामने रख दें । 

जब वन-पथ में श्री लक्ष्मण चलते ह, तो उनके चलने का एक क्रम 
हे। जब बैठते है, तो बैठने का भी एक क्रम है। यह रामचरितमानसः 
तो एक दर्शन है, काव्य है, पुराण है, धर्मशास्त्र है ओर सामाजिक जीवन 
के लिए एक महामंत्र हे-आप चाहे जिस दृष्टि से देखिए । तो, भगवान्‌ 
श्री राम के वनगमन में लक््मणजी की भूमिका क्या हे? वेने मेँ अलग 


लक्मण चरित ^ १७७ 


ओर चलने में अलग। जव तीनों वेते है, तो क्रम प्रदर्शित करते हए 
गोस्वामीजी लिखते ट 
राम वाम दिसि जानकी, लखन दाहिनी ओर । 
ध्यान सकल कल्यानमय, सुरतरु तुलसी तोर॥। 
-लक््मणजी प्रभु के दायें रहते हँ ओर सीताजी वायं । ओर जव 
चलते हँ, तो क्रम रहता है- 
आगे रामु लखनु बने पाठे । 
तापस बेष विराजत काषठे॥ 
उभय बीच सिय सोहति कैसे । 
ब्रह्म जीव विच माया जैसें॥२८/१२२८१-२ 
- जह बैठने के क्रम में भगवान्‌ राम मध्य मेंट, तथा श्री सीताजी 
ओर श्री लक्ष्मण आजू-वाजू हैँ, वहीं चलने कं क्रम में सीताजी मध्य में 
हँ तथा भगवान्‌ राम ओर श्री लक्ष्मण आगे ओर पीछे । सामान्यतया मध्य 
मे जो रहता है वह श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ कौन है-भगवान्‌ राम याश्री 
सीताः? पर गोस्वामीजी एक दूसरी उपमा देते हँ । भले ही किसी समय 
श्री राम मध्यमे हों ओर दूसरे समय श्री जानकी, पर ये दोनों के दोनों 
लक््षणजी की ओर देखते ह । किस प्रकार देखते टै 
जोगवर्हि प्रभु सिय लखन केसे । 
पलक विलोचन गोलक जैसें। २८१४१८१ 
-मानो भगवान्‌ राम ओर सीताजी नेत्रं की दो पलक हों ओर 
लक्ष्मणजी बीच की पुतली । यहं पर पुतली बीच मेँ आ गई ओर पलक 
दोनों ओर रहीं । गोस्वामीजी का तात्पर्य यह है किं स्थूल दृष्टि से देखने 
पर भले ही कभी श्री राम मध्य में दिखाई देते हँ ओर कभी श्री सीताजी, 
पर भाव की दृष्टि में तो लक्ष्मणजी ही दोनों के मध्य शोभा पाते टैं। वे 
दोनों के वात्सल्य के चिरन्तन भागी हैँ । तभी तो गोस्वामीजी ने गीतावली 
रामायणः में एक चित्र प्रस्तुत किया। भगवान्‌ श्री राम की दृष्टि गई 
वनस्थली की ओर । देखा सामने वन मेँ लता जर वृक्ष के द्वारा एक सुन्दर 
कुज का निर्माण हो गया है। प्रभु सीताजी कं साथ उसी लता कज में 
जाकर बेठे। लता ओर वृक्ष को देख प्रभु को स्मरण हो आया ओर उन्होने 
जानकीजी की ओर देखकर कहा-देखो प्रिये! यह दृश्य कितना अच्छा लग 


१७८ ^ लक्ष्मण चरित 








रहा ड । यह वृक्ष सौभाग्यशाली है, जिसकी अपूर्णता को लता ने पूर्ण कर 
दिया है। वृक्ष के प्तोमेंतोषठिद्रर्है, पर लता के उस पर छा जाने के 
कारण उसके सारे छिद्र टंक गए हैँ । इस पर सीताजी बोलीं -मेँ एेसा नहीं 
मानती । वस्तुतः सौभाग्य तो लता का हे। अगर कहीं वृक्ष ने अपनी भुजा 
का आश्रय दे उसे इतना ऊपर न उठाया होता, तब तो लता कहीं भूमि 
मे ही पड़ी रहती ओर कोई पशु उसे चर जाता। यह तो वृक्ष काही 
बटप्पन हे कि उसने आश्रय दे लता को ऊपर उठाया, उसे सम्मान दिया, 
सुरक्षा प्रदान की। 

जव श्री राम वन जाने को प्रस्तुत हए, तो कौसल्या अम्बा ने उनसे 
कहा, "राघवेन्द्र! यह जो मेरी पुत्रवधू है, वह कल्पलता है- “कलप बेलि 
जिमि बहुविधि लाली" (२८५८८२)- इसका लालन-पालन मेने कल्पलता की 
तरह किया है। तो क्या यह उचित होगा कि तुम इस कल्पलता को वन 
मले जाओ? मौने तो कविता कर दी, पर श्री किशोरीजी ने मौ की 
ओर देखकर संकेत किया किमो मेँ अगर लतारहू तो वृक्ष के आश्चय 
के बिना रर्हूगी कैसे? वृक्ष के आश्रयमेंही तो लता सुरक्षित रहती है! 
तो, यँ वृक्ष ओर लता प्रतीक बन गए । वृक्ष के प्रतीक बन गए श्री 
राम ओर लता की प्रतीक बनीं श्री सीताजी । दोनो में प्रगाट्तम अनुराग 
हे। भगवान्‌ राम को लगता है कि उनमें जो कमी थी, वह सीताजी ने 
पूरी कर दी। तभी वे सीताजी से कहते हैँ कि लता ने वृक्ष की अपूर्णता 
पूर्ण कर दी! ओर भावुक भक्तजन भी यही बात कहते हँ तभी तो 


 गोस्वामीजी एक मधुर काव्यमयी कल्पना करते हैँ । 


विवाह के मण्डप में भगवान्‌ राम हाथ में सिन्दूर लेकर सीताजी के 
माथे पर लगाने चले हैँ। गोस्वामीजी को लगता है- 
अरुन पराग जलजु भर नीकं । 
ससिहि भूष अहि लोभ अमी क॥ १८२२४८६ 
-मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ 
से सप चन्द्रमा को भूषित कर रहा है। यँ पर गोस्वामीजी श्री राम के 
हाथ को कमल की, सिन्दूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को 
संपि की ओर सीताजी के मुख को चन्द्रमा की उपमा देते हैँ । गोस्वामीजी 
कहते है मुञ्चे एेसा लग रहा है, जैसे सर्पं अमृत के लोभ से कमल लेकर 


लक्ष्मण चरति ^ १७६ 


चन्द्रमा को भूषित कर रहा हो । गोस्वामीजी ने अपनी समूची कवित्व-शक्ति 
इन शब्दों में रख दी । क्या तात्पर्य है? पहले तो उन्होने भगवान्‌ राम की 
भुजा को सर्पं बना दिया, जिस पर कई लोगों को आपत्ति हौ सकती हे । 
` प्राचीन टीकाकारो मेँ से कई लोगों ने तो यह माना ही नहीं कि इस चोपाई 
मेँ “अहिः का अर्थ सर्पं है। उन्हं लगा कि भगवान्‌ राम तो यह पहली 
वार दही श्री सीताजी का स्पर्श कर रहे टै, उन्हें सिन्दूर लगा रहे हैँ ओर 
क्या एसे समय गोस्वामीजी इतने भावविहीन हो गए कि भगवान्‌ की भुजा 
को सोप वना दिया? करटा उस समय उनकी भुजा को सुकोमल सी उपमा 
देनी चाहिए थी ओर करटौ सर्पं जैसी कठोर वस्तु के साथ उसकी उपमा 
कर दी! यदि युद्ध का समय होता, तो सर्पं की उपमा सार्थक हो सकती 
धी, जैसा कि गोस्वामीजी अरण्यकाण्ड के युद्ध के प्रसंग मेँ करते हैँ । जब 
भगवान्‌ राम युद्ध के लिए तैयार होने हेतु अपनी जटाओं को बोधने लगे, 
तो गोस्वामी लिखते टँ 
मरकत सयल पर लरत दामिनि कोटि सो जुग भुजग ज्यो॥३८१७८७. 
- “मानो मरकतमणि (पन्ने) के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो 
सोप लड़ रहे हों तो, यहा पर भुजाओं को सप कहना सार्थक है । पर 
इस मधुर पाणिग्रहण के अवसर पर, सिन्दूरदान के अवसर पर, शृंगार कं 
प्रसंग में भगवान्‌ राम की भुजा को सर्पं बनाना बड़ा असंगत प्रतीत होता 
है । किन्तु यदि हम थोड़ी गहराई से विचार करके देखें, तो गोस्वामीजी 
की अनोखी सूञ्च का पता चलेगा । उनके शब्दों पर ध्यान दं। वे कहते 
हैँ कि सर्पं मानो अमृत कं लोभ से चन्द्रमा का अभिषेक कर रहा हो। 
अव सर्पं की निन्दा इसीलिए तो होती है कि वह जहरीला होता है । सपं 
को अपनी आलोचना सुनते-सुनते मानो चिन्ता हो गई कि वह गरल-रूप 
है । उसने सुना कि चन्द्रमा के पास अमृत है। उसने विचार किया कि 
यदि उससे अमृत ले लें, तो कम से कम हमारा कलंक तो मिट जाए । 
इसी प्रकार मानो अखण्ड ज्ञानघन भगवान्‌ राम को लगा कि लोग मुञ्च 
योद्धा के रूप में ही जानते हैँ, मेरे धनुष-बाण को देखकर लोगों को लगता 
है किये हाथ तो संहार करने के लिए रहै, तो अब यदि हम भक्तिरूपी 
सीता से करुणा का अमृत प्राप्त कर लें, तो लोगों को हमारे शौर्य पर 
नहीं, करुणा पर विश्वास होगा । अतः जब सर्पं अमृत कं लोभ से चन्द्रमा 


१८० ^ लक्ष्मण चरित 


को भूषित कर रहा टे, तो विष के दारा य्ह पर दंशन का प्रसंग करटा । 
मानो भगवान्‌ राम सीताजी से कुछ ले रहे है। 

यह विचित्र बात हे। वे सिन्दूर दे रेया ले रहे हैँ? गोस्वामीजी 
कहते है-दिखाई तो यही दे रहा है कि दे रहे ह, पर यह जो दे रहे है 
वह वस्तुतः तेने कं लोभ मेँ। बात बड़े पते की है। सिन्दूर सौभाग्य का 
चिह्न माना जाता है तो, जब कोई अपनी पत्नी के माथे में सौभाग्य का 
दान देता है, तो वह वस्तुतः स्वयं अपने को आशीर्वाद देता है। अगर 
कोई अपनी पत्नी को सोभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे, तो वह वास्तव 
मे अपने को ही आशीर्वाद दे रहा है कि मँ सुरक्षित ररहू। इस प्रकार सिन्दूर 
दान में अपने को ही सुरक्षा प्रदान करने की प्रवृत्ति है। इसीलिए भगवान्‌ 
राघवेन्द्र दे नहीं रहे है, सुरक्षा ले रहे हैँ । इसके साथ ही गोस्वामीजी ओर 
एक वटिया कल्पना करते हैँ । वे कहते हँ कि सर्प से हम इसीलिए तो 
डरते हैँ कि वह काल या मृत्यु का प्रतीक है। पर जब सबको मारने वाला 
काल ही सिन्दूर देने लगे, सौभाग्य-दान करने लगे तब तो मृत्यु का भय 
ही समाप्त हो गया, सीताजी को अखण्ड सोभाग्य का वरदान प्राप्त हुजा 
ओर इस प्रकार स्वयं प्रभु को ही अखण्ड जीवन प्राप्त हो गया। 

गोस्वामीजी एक ओर मधुर कल्पना करते है । सर्पं के पास विष था, 
अमृत नहीं, ओर जब वह चन्द्रमा से अमृत मगन चला, तो उसने सोचा-कुछ 
देकर ही तो मगना चादिए । अब प्रश्न यह है कि चन्द्रमा को सर्पं क्या 
दे? गोस्वामीजी की काव्य-कल्पना देखिए! वे कहते हैँ कि सर्पं ने चन्द्रमा 
को वह दिया, जो उसने कभी देखा न था-अरुन पराग जलजु भरि 
नीके-कमल को लाल पराग से भरकर चन्द्रमा को दिया! चन्द्रमा संसार 
मेँ सब कुछ पा सकता है, पर कमल का पराग वह कभी नहीं पा सकता, 
क्योकि चन्द्रमा जब उदित होगा, तब कमल बन्द हौ जाएगा, तो फिर 
उसका पराग करटा से मिले? 

तो, प्रभु अमृत पाने के लिए सिन्दूर क्यादे रहे है, मानो श्री 
किंशोरीजी के प्रति उनके हदय में जो अनन्य अनुराग है, उससे भक्तिदेवी 
का शृंगार करके करुणारूपी अमृत प्राप्त कर मानो उसकं प्रति अपनी 
कृतज्ञता का भाव अर्पित कर रहे हैँ । दार्शनिक दृष्टि से भी यह बात सत्य 
है कि भक्ति के विना ब्रह्म में रसमयता नहीं आती । यदि ब्रह्म मेँ केवल 


लध्मण चसितरि ^ १८१ 


ज्ञान की ऊंचाई ही ऊंचाई हो ओर भक्ति न हो, तो रसाभाव रहेगा । 
अतएव प्रभु ठीक ही कहते हैँ कि श्री सीताजी-रूपी लता से ऊँचे वृक्ष-रूपी 
ब्रह्म की शोभा-रूप रसमयता बनी हुई है । 

इस तरह श्री सीताजी ओर भगवान्‌ श्री राम दोनों अपने-अपने पक्षों 
का प्रतिपादन करते हैँ। किन्तु निर्णय नहीं हो पाता है। तब प्रभु अपने 
चिरसंगी श्री लक्ष्मण को बुलाते है ओर कहते हँ कि तुम निर्णय करो। 
पहले जानकीजी अपना पक्ष प्रस्तुत करती है, फिर भगवान्‌ राम। श्री 
लक्ष्मण दोनों पक्षों को ध्यानपूर्वक सुनते हँ ओर कहते हँ कि आप दोनों 
ही बिल्कुल ठीक कहते हँ वृक्ष ओर लता दोनों सौभाग्यशाली है, पर चित्र 
इतने में पूरा नहीं होता, क्योकि दोनों से अधिक ओर पूर्णं सौभाग्यशाली 
तो वह पथिक टै, जो दोनों की छाया में विश्राम करता है। आप दोनों 
तो आधे-आधे सोभाग्यशाली हैँ, पर पूरा सोभाग्यशाली तो मेह जिसे 
आप दोनों का पूर्णं स्नेह प्राप्त है! 

यह तो हआ बैठने का क्रम । ओर जब चलते हँ तो आगे-अगे प्रभु 
चलते है ओर पीछे लक््मण। मानो प्रभु आगे चलकर मार्ग में पड़े कयं 
को अपने चरणों में स्वीकार करते हं, जिससे पीछे चलने वालों कं पेरों 
मे कांटा न चुभे। यही तो प्रभु की अशेष करुणा हे कि वे पस्रीजकर जीवों 
का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हे । जीवन-पथ एेसा हे, जहाँ कभी पुष्पों 
की वर्षा होती टै, तो कभी कोटि मिलते हैं। एसे में हम क्या करे? हम 
प्रमु को देखें, उनके जीवन से सीखें । भगवान्‌ राम तो ईश्वर थे, वे चाहते 
तो उनके पथ मेँ सदेव पुष्प ही विष्ठे रहते। पर वे तो हमें चलना सिखाने 
आये थे । इसीलिए उन्होने जीवन में केवल फूलों का पथ ही स्वीकार नहीं 
किया, बल्कि कयं के मार्ग पर भी चले। जिसने भी उन्हं को के मार्ग 
पर चलते देखा, उसके मन में यही आया कि क्या ये सुकुमार चरण कयं 
पर चलने योग्य है? गोव की एक स्त्री ने जब देखा, तो वह कह उटी 
कि ब्रह्मा कितना निर्दयी है! एक तो ब्रह्मा को इन्हें वन नहीं भेजना था 
ओर जव भेज ही दिया, तो उसे एक कार्य करना चाहिए था- 

जो जगदीस इन्हहि वनु दीन्हा । 
कस न सुमनमय मारगु कीन्हा २८१२०८४ 
-उसे सारा रास्ता पुष्पमय बना देना था। फूलों की सडक वनाकर 


१८२ ^ लक्ष्मण चरि 








वन भेज देते, तो कोई बात नहीं थी । 
श्री राम को वन भेजने कं कारण का अनुमान करती हुई एक सखी 
दूसरी सखियों से कहने लगी-जानती हो, ब्रह्मा ने इन्हें वन मेँ क्यों भेजा? 
ब्रह्मा को इनसे ईर्ष्या हयो गई । इनकी सुन्दरता देख ब्रह्मा ने सोचा कि एसी 
ही मूर्ति मं भी बना दू, पर बहुत चेष्या करने पर भी जव वह न वना 
सका, तो उसे लगा कि यदि ये नगर मेँ रगे, तो नागरिक हमारी आलोचना 
करते रहेगे । इसलिए ईर्ष्या के वश हो उसने इनको जंगल में लाकर छिपा 
दिया, ताकि लोगों की आलोचना से वह बच जाए- 
एक करहि ए सहज सुभाए। 
आपु प्रगट भए बिधि न बनाए 
इन्टहि देखि विधि मनु अनुरागा । 
पटतर जोग बनावै लागा॥ 
कीन्ह बूहूत श्रम एेक न आए । 
तेहि इरिषा बन आनि दुराए।२८११६८२, ५-६ 
गौव की तीसरी स्त्री ने कहा कि यदि ब्रह्मा इन्हें छिपाना ही चाहता 
हे, तो एक उपाय हमारे पास टै- 
जौ मागा पाइ विधि पाहीं। 
ए रखिअहिं सखि ओंखिन्ह मार्ही॥ २८१२०८५ 
-हम इन्हें अपनी अंखों में छिपाकर रख लेगी । इससे इन्हें कोई 
देख भी न पाएगा, फिर इनके सुकुमार चरणों को कोई कष्ट भी न होगा 
ओर ब्रह्मा का उद्देश्य भी प्रूराहो जाएगा। ये तो एसे सुकुमार रै कि 
नेत्रम ही रखने योग्य दहै! 
पर इतना होते हए भी प्रभु ने वन के कटको ही स्वीकार किया। 
भगवान्‌ वेदव्यास “श्रीमद्भागवत' में (६८११८९६) प्रभु के कटक-विद्ध चरणों 
का स्मरण करते हें। वे लिखते हैँ कि जब श्री राम अपनी लीला का 
संवरण करने लगे, तब- 
स्मरतां हदि विन्यस्य विद्धं दण्डककण्टकैः । 
स्वपादपल्लवं राम आत्मज्योतिरगात्‌ ततः॥ 
- “अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय मेँ अपने उन चरण-कमलों 
को स्थापित करके, जो दण्डकवन के कोयो से बिध गए थे, अपने स्वयं 


लक्ष्मण चरित्रे ^ १८३ 


प्रकाशपरक ज्योतिमंय धाम में चले गए । यह प्रभु की करुणा का स्मरण 
हे। 
आज रामनवमी है-प्रभु के अवतार की तिथि टै, प्रभु ने इस संसार 
मे अवतार क्यों लिया ओर अवतार लेकर उन्होने क्या पाया? इसके उत्तर 
मँ कहा जा सकता टै कि भगवान्‌ राम ने अपनी पूरी लीला मेँ चार वस्तुं 
पाई । अवतार लेते ही उन्होने ओंसू पाए । अवतरित होते ही उन्होने माता 
कोसल्या से पूष्ा-क्या कर ? माता ने कहा- "कीजै सिसुलीला'। बस त्योही 
सुनि वचन सुजाना रोदन टना'-प्रभु की ओंखों मेँ ओंसू आ गए । तो 
अयोध्या मे उन्हं आंसू मिला। ओर जब वे जनकपुर गए, तो दूसरी वस्तु 
मिली । जब वे लता-कुंज से प्रकट हए तो “भाल तिलक श्रम विन्दु सुहाए । 
इस प्रकार जनकपुर मेँ उन्हें “श्रमविन्दु मिले। अयोध्या मेँ उनके माथे पर 
पसीना नहीं दिखाई देता। फिर जव दण्डकारण्य गए, चित्रकूट गष, तो 
काटि मिले। ओर जव लंका गए, तो विभीषण को बचाने की प्रक्रिया में 
उन्टँं छाती पर बाण का प्रहार सहना पडा। तो, आज कं दिन जव हम 
श्री राम का ध्यान कर, तो केवल उनकी सुन्दरता को ही न देखें, अपितु 
उनके उन चरणों पर भी दृष्टि डाल, जो कलिं से विधे हए हैँ, उन नेत्रो 
को भी देखें, जिनमें ओंसू भरे हृए टै, उस भाल का भी अवलोकन करे 
जो पसीने से भरा हुआ है ओर उस छाती का भी ध्यान करे जिसने वाण 
की चोट सही हे । कटि यदि विघ्न के प्रतीक है, तो ओस्‌ दुःख के, पसीना 
यदि श्रम का प्रतीक दे, तो वाण काल का। मानो प्रभु संसार के समस्त 
जीवों से कहते हो मेँ तुम्हारा विघ्न, तुम्हारा दुःख, तुम्हारा श्रम, तुम्हारा 
काल लेने आया हू। तुम मुञ्ञसे आनन्द लेकर इन वस्तुओं को म॒हो दे 
दो। प्रभु कें अवतार का उदेश्य ही यह है-सवका दुःख लेकर अपने 
आनन्द का वितरण करना । जीवन के इस कण्टकाकीर्णं मार्ग पर चलकर 
भगवान्‌ श्री राम ने हम लोगों को चलना सिखाया । 
वे केसे चलते ह, इस पर वाल्मीकि ओर गोस्वामीजी मेँ भेद दै। 
वात्मीकि कहते हँ कि लक््मणजी आगे हैँ, उनके पीछे सीताजी हँ ओर 
सवसे पीछे भगवान्‌ राम । यह भी बड़ी सुन्दर भावना है । मानो भगवान्‌ 
राम दोनों के पीठे उनकी रक्षा कं लिए चल रहे हैँ । गोस्वामीजी का कथन 
ठै कि आगे भगवान्‌ राम है, बीच में सीताजी ओर सवसे पीछे लक््मणजी। 


१८४८ ^ लक्षण चस्ति 





यहा गोस्वामीजी की भावना भिन्न है, वह यह कि यह वन कां पथ कोयं 
से भरा हुञा है ओर जो आगे चलेगा, उसके पैर मेँ कटिं चुभेगे । मानो 
प्रभु ने दोनों से कह दिया-हम बड़ है, तुम पीठे चलो । प्रभु का तात्पर्य 
यही था कि यदि कटि चुभं तो मेरे पेरोँ में चुभे, पीछे चलने वालों के 
परो मेन चुभ पार्णं। तभी तो गोस्वामीजी ने अपने किसी भी साहित्य 
मेँ श्री सीताजी या श्री लक्ष्मणजी के पैरों में कोटि लगने का वर्णन नहीं 
किया है। भगवान्‌ राम अपने भक्तों का परथ निष्कण्टक बनाते है । 
एक सज्जन ने पृष्ठ दिया-टीक है, श्री राम आगे चल रहे थे, पर 
क्या वे कटि वचाकर नहीं चल सकते थे? कभी-कभी लोग ` बहुत बुद्धि 
से सोचने लग जाते हैँ । वैसे यह बहुत बुद्धि से सोचने की वात नहीं टे, 
पर लोग सोचने लगते है । इसका कोई उपाय भी नहीं है। वे मानते हैँ 
कि उनके सोचने के पीछे तर्क हे। ठीक ठै, यदि कोई व्यक्ति चलते समय 
नीचे की ओर दृष्टि करके चले, तो कों से तो बच सकता है, पर प्रश्न 
यह है कि श्री राम क्या नीचे की ओर दृष्टि करके चल सकते थे? 
'कवितावली' ओर “गीतावली' को पटने से ज्ञात होता है कि भगवान्‌ राम 
किस प्रकार चलते थे । प्रभु लौटकर बार-बार देखते जाते थे कि कहीं पीषठे 
चलने वाले दोनों जन थक तो नहीं गए- “सादर बारहिं बार सुदाय चिते 
तुम्ह त्यो, (कवितावल्म अयो.का., २१) एेसी दशा मेँ उनके पेरोँ में कटि 
लगना स्वाभाविक ही था। भले ही प्रभु आगे चल रहे थे, पर उनकी दृष्टि 
पीठे की ओर थी। एक हम हैँ, जो चलते हैँ तो पीष्ठे लौटकर देखते ही 
नहीं कि साथ वाले थक तो नहीं गए, वे कहीं पीठे तो नहीं छूट गए। 
ओर तीनों मे परस्पर प्रीति की पराकाष्ठा है लक््मणजी कहते है -प्रभु' 
मुञ्चे जरा प्यास लगी हे। तो क्या लक्ष्मणजी को सचमुच प्यास लगी है? 
नहीं । उन्हे तो आगे चलने वालों का ध्यान हो आता है । प्रभु को चिन्ता 
है कि हमारे पीछे चलने वालों को कटि न लगे, ओर लक््मणजी सोचते 
हैँ कि हमारे प्रभु ओर किशोरीजी को कीं प्यास न लग आई हो। वे 
एेसा क्यों पृष्ठे कि आप लोगों को प्यास लगी है क्या? वे एेसा बताते 
हैँ कि उन्हें स्वयं प्यास लगी है, इसलिए कहते हैँ कि जरा जल पी लिया 
जाए । प्रभु तव मुस्कराकर लक््मणजी से कहते है-लक्ष्मण! जाओ जल पी 
आओ ओर थोड़ा हम लोगों के लिए भी लेते आना । लक्ष्मण आज्ञा पाकर 


लक्षण चरित्र ^ १द५ 


जल लेने चले जाते हैँ । तब सीताजी का वात्सल्य उमड़ पडता हे । उन्हें 
लक्ष्मणजी के लिए चिन्ता हो आती हे। 
अयोध्या में वनवास के लिए जाते समय भगवान्‌ राम ने सीताजी 
को वन के भय दिखाते हए कहा था-वन मेँ तो सिंह टै, व्याघ्र हँ; अन्य 
जन्तु हैँ, बड़े-बड़े राक्षस हैँ । तब सीताजी उत्तर मेँ बोली थीं-क्या आपको 
यह भाषा शोभा देती है कि आप मुञ्चे यह कहकर उरार्णँ कि वन मेँ सिंह 
है, व्याप्र है?- 
को प्रभु संग मोहि चितवनिहारा । 
सिधवधुहि जिमि ससक सिआारा॥।२८६६८७ 
-प्रभु के साथ रहते मेरी ओर ओंख उटाकर देखने वाला कौन है? 
सिंह की पत्नी को क्या सियार ओर खरहे उरा सकते हैँ? यह कहकर 
सीताजी ने एक मीठी चुटकी भी ले ली, कहा-अगर आप सचमुच यह 
अनुभव कर रहे हैँ कि जंगल मेँ बहुत भय टै, तो भी आप चिन्ता न करं । 
क्यो, चिन्ता कैसे न करू, जब मेँ साथ चल रहा हू तव? -श्री रामने 
पृष्ठा । इसलिए कि- 
प्राननाथ प्रिय देवर साथा। 
वीर धुरीन धरे धनु भाथा॥२८६२८८१ 
-मेरे प्यारे देवर मेरी रक्षा को यथेष्ट है । जब तक लक्ष्मण साथ 
है, तब तक आप चिन्ता क्यों करते हँ? तो, एक ओर श्री किशोरीजी के 
हृदय में श्री लक्ष्मण की वीरता के प्रति इतना विश्वास टै, ओर दूसरी ओर 
उनके प्रति ममता ओर वात्सल्य की एसी पराकाष्ठा है कि जब वे जल 
लेने के लिए चले गए, तो उन्हें (किशोरीजी को) चिन्ता लग जाती हे। 
वे श्री राम से कहती है 
जल को गए लक्खनु, टै लरिका। 
परिखो, पिय! छह घरीक टै ठटे। 
(कवितावली, अयो. का. १२) 
- प्रियतम! लक्ष्मणजी बालक रहै, वे जल लेने गए है, सो कीं छह 
मे एक घड़ी खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कीजिए! चलते ही मत जाइए! 
कहीं लक्ष्मण वन का मार्ग न भूल जार्पँ। ओर प्रभु मुस्करा कर बैठ जाते 
है । एक कटा लेकर पैर का कोटा निकालने लगते हैँ । श्री सीताजी कहती 


१८६ ^ लक्ष्मण चरित्र 


है-दीजिए, मेँ निकाल दू । प्रभु विनोद करते है-नर्ही, नहीं तुम्हारा काम 
तो मेरे चरणों तक पर्हैचाना है, जो वर्ह तक पर्हूच चुका है, उसे वरहो 
से दूर करना नहीं! इसलिए तुम्हं केसे कटा निकालने दे सकता हू? इस 
पर सीताजी बोलीं-तो फिर रुक जाइए! लकमण आ जार्णँ तो निकाल 
देगे! प्रभु ने कहा- नहीं, कभी एेसी भूल न करना । मँ तो चाहता हू कि 
लक्ष्मण के आने से पहले ही कोरा निकल जाए, या फिर वह पैरमेंद्ी 
बिल्कुल समा जाए । 

“ठेसा क्यो, महाराज?" 

"कहीं लक्ष्मण ने मेरे पेरोँका का देख लिया, तो प्रथ्वी को ही 
दण्ड देने कं लिए तैयार न हो जाए कि हमारे प्रभु के चरणों मे कटा 
क्यों लगा दिया? 

कैसी प्रीति है लक्ष्मणजी की श्री राम के प्रति प्रेम का यह विलक्षण 
स्वरूप हे । लक्ष्मणजी प्रभु के विरुद्ध किसी को सह ही नहीं सकते । जहा 
एेसी अनोखी प्रीति हयो, वर्ह क्या फूल की सडक प्यारी लगेगी ? जिस पथ 
मँ अनुराग-रस की इतनी वर्षा हो रही हो, वर्ह क्या कटा, काटा रह 
जाएगा? आप कल्पना कीजिए, क्या जनकपुर ओर अयोध्या मे वह जल 
मिल सकता था, जो प्रभु के प्रेमाश्रुजों के रूप में मिला? प्रभु जव प्रम-भरी 
दृष्टि से श्री सीताजी को देखते रै, तो उससे जो उन्हं तृप्ति प्राप्त होती 
टे, वह क्या अयोध्या या जनकपुर के राजमहल में प्राप्त हो सकती थी? 
य्ह, वन के मार्ग मे, एक दूसरे के प्रति जो प्रेमपूणं चिन्ता को भावना 
है, उससे क्या वह मार्ग वन का मार्ग रह गया? क्या काटि, काटि रह गए? 
यदि चलना न आए, तो फूल भी शूल बन जाते हँ । ओर यदि चलना 
आ जाए, तो शूल फूल बन जाते हँ। उसका अभिप्राय यह है कि जो 
लोग फूल पर चलते समय अहंकार से गर्वलि हो जाते हैँ किं देखो, हम 
कितने महान्‌ है, जो एूल पर चल रहे ह, वे भले ही समञ्ञ रहे हों कि 
फूल पर चल रहे टँ, पर वास्तव में एसी कल्पना करके उन्होने अपने पथ 
मेँ अहंकार का शूल विछठा लिया ओर वे गिरे बिना नहीं र्हगे । जो व्यक्ति 
शूलो कं पथ पर चलता हआ अनुराग, प्रीति के दारा उसे फूलों कं पथ 
मे परिवर्तित कर लेता है, उसकं लिए शूल फिर शूल करा रह जाते है? 

श्री सीताजी प्रभु कं चरणों मे कटि देख अचरज में पड़ गयीं । पूछ 


लक्ष्मण चरित ^ १२८७ 


वैटीं-यह क्या? आपके चरणों में कटि करटौ से लग गए, मेरे अथवा 
लक्ष्मण के पेरोँ में तो नहीं लगे? प्रभु ने दार्शनिक समाधान प्रस्तुत कर 
दिया । बोले-वात यह है, लोग मुञ्चे ज्ञान का स्वरूप मानते हैँ ओर तु्हं 
भक्ति का । तुम ओर हम एक ही रास्ते, पर चले, पर मेरे पैरों में काटि 
लगे, तुम्हारे पेरों मे नहीं, इसका सीधा-सा तात्पर्य यही है कि ज्ञान का 
पथ कण्टकाकीर्णं है, जबकि भक्ति का पथ निष्कण्टक टै । लक्ष्मण तुम्हारे 
पीछे चल रहा था, इसलिए वह भी कायं से व्च गया। 
तो यह तीनों की वन-पथ में चलने की कला है। परस्पर के प्रति 
स्नेह, अनुराग ओर प्रीति की पराकाष्ठा है, इसलिए वन कं दुःख-कष्ट, 
दुःख-कष्ट नहीं रह जाते । 
गोस्वामीजी चलने के इस क्रममें श्री सीताजी के चलने का वर्णन 
करते हुए लिखते हैँ 
प्रभु पद रेख बीच विच सीता। 
धरति चरन मग चलति सभीता। २८१२२८५ 
-सीताजी भगवान्‌ राम के दो चरणों के मध्य में अपना चरण 
रखती हैँ । ओर लक््मणजी केसे चलते हैँ? वे चलने के बड़े पक्के कलाकार 
है । यद्यपि वे सीताजी के पी्-पीषठठे चल रहे है, पर विल्कुल पीठे नही 
चलते । जैसे सीताजी श्रीराम के ठीक पीठे चल रही हैँ, वैसा लक््मणजी 
श्री सीताजी के ठीक पीठे नहीं चलते। तो?- 
सीय राम पद अंक बरा्ं। 
लखन चलहिं मगु दाहिन लारपे।।२८१२२८६ 
-वे सीताजी ओर श्री रामचन्द्रजी दोनों कं चरणचिघ्नों को वचाते 
हृए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैँ । यह चलने की कला है । आगे 
चलनेवाले की सार्थकता इसमें है कि वह पीछे चलनेवालों का विघ्न-कष्ट 
स्वयं वरण कर ले! ओर पीठे चलना तो कोई सीताजी से सीखे । सीताजी 
प्रभु की दो चरण-रेखाओं के मध्य अपना चरण रखती हैँ । सीताजी डरती 
हैं कि कीं मेरा चरण प्रभु की चरण-रेखा पर न पड़ जाए ओर इस प्रकार 
उनकी चरण-रेखा को कीं बिगाड़ न दे । तात्पर्य यह है कि अनुयायी को 
चाहिए, वह इस बात का निरन्तर ध्यान रखे कि जिसके पीठे हम चल 
रहे है, कहीं उसकी मर्यादा को बिगाड़ तो नहीं रहे है, उसकी मर्यदा के 


4८८ ^ लक्ष्मण चरित्र 


मिटाने की चेष्टा तो नहीं कर रहे । यह सीताजी के चलने की कला 
हे। 

ओर लक््मणजी के चलने की कला तो सबसे विलक्षण दै। भगवान्‌ 
राम ब्रह्म हैँ ओर श्री सीताजी माया। किसी ने गोस्वामीजी से विनोद 
किया-तो इसका अभिप्राय यह है कि लक्ष्मणजी माया के पी्ठे-पीष्ठे चल 
रहे हैँ? गोस्वामीजी इसका विलक्षण उत्तर देते हैँ । उनकी काव्य शैली 
देखिए । कोई दूसरा साधारण वर्णनात्मक कवि होता, तो लिखता कि आगे 
भगवान राम हैँ, उनके पीछे श्री सीताजी ओर श्री सीताजी के पीठे लक्ष्मण | 
पर गोस्वामीजी कहते हँ - “आगे रामु लखनु बने पाठे" (२८१२२८१)- आगे 
राम हैँ ओर पीठे लक्ष्मण, बीच में ह सीताजी। अव हम साधारण लोगों 
के लिए इससे कोई अन्तर नहीं पडता कि चाहे जैसे लिख दिया जाए-चाहे 
लिखो कि आगे राम, उनके पीठे सीता ओर सीता के पीछे लक्ष्मण, अथवा 
लिखो आगे राम, पीठे लक्ष्मण ओर बीच में सीता, पर दर्शन की दृष्टि 
से अवश्य इसमे अन्तर पड जाता है कि बात कैसे लिखी गई है? यों 
ब्रह्म ओर जीव का विवेचन हो रहा दहै। तो, जीव ब्रह्म के पीठे चलेगा 
या माया के पीठे? साधारण जीव तो माया के पीठे ही चलता टै, पर 
लक्ष्मण जैसे जीवाचार्य के लिए गोस्वामीजी कैसे लिख सकते है कि वे 
भी माया के पीठे चल रहे है? इसलिए वे लिखते हैँ कि लक्ष्मण श्री राम 
के पीठे हैं। 

दूसरी बात, गोस्वामीजी यह जो लिखते हैँ कि लक््मणजी सीताजी 
के ठीक पीठे नहीं चलते, बल्कि उन्हे कुछ दायें रखकर चलते टँ, इसका 
भी एक विशेष दार्शनिक संकेत हे। कल्पना कीजिए यदि लक्ष्मण टीक 
सीताजी के पीठे चलें, तो उससे सीताजी की पीठ ही दिखाई देगी जौर 
इस व्यवधान के कारण श्री राम नहीं दिखाई दँगे। इसीलिए लक््मणजी ने 
चलने की कला का प्रयोग किया। वे थोडा हटकर चलते हँ, जिससे, श्री 
सीताजी तो दिखाई देती रहे, पर वे जिनके पीठे चल रही है, वे भी दिखाई 
देते रहें । यही संकेत है । हम संसार पथ पर चलते हैँ तो, संसार ही दिखाई 
देता है । लक््मणजी से हमें यही सीखना है कि हम एेसे चलं, जिससे संसार 
तो दिखता रहे, पर साथ ही जो संसार का बनाने वाला है, वह भी दिखाई 
देता रहे। तब चलने में कोई कठिनाई नहीं होती । संकट तो तब आता 


' लक्ष्मण चरि ^ १८६ 


हे, जव माया तो दिखाई देती है, पर मायापति दिखाई नहीं देता । 

संसार में कुछ लोग एसे होते है, जे बिनु काज दाहिनेह वारं 
(१८३८९)- जो विना ही प्रयोजन अपना हित करनेवाले के भी प्रतिकूल 
आचरण करते है । ओर एेसे लोग सदैव रहेगे । हम करटौ तक एसे लोगों 
की चिन्ता करेगे? हम जीवन में सवकी अनुकूलता नहीं प्राप्त कर सकते । 
हम कितना भी सबके मंगल, सबके कल्याण में लगे रहे, पर कुछ लोग 
एेसे अवश्य होगे, जो हमारे वार्ण हो जार्एगे। एेसी दशा मेँ लक्ष्मणजी 
चलकर हमें भी सार्थक संकेत देते हँ, वे भगवान्‌ को दाहिने रखकर चलते 
है - “लखन चलं मगु दाहिन लार" । मानो संकेत देते दँ कि जीवो, तुम 
संसार के लोगों पर ध्यान नदो कि वे तुम्हारे दाये हँ या वाये, वस, यही 
चेष्टा करो कि भगवान्‌ हमारे दाये हों, हमारे अनुकूल हों । बस यही ध्यान 
रखो कि हमारा यह कार्य भगवान्‌ के अनुकूल है या नहीं । जो भगवान्‌ 
को दाहिने करके चलता दहै, उसका जीवन धन्य हे । 

तो, गोस्वामीजी लिखते हैँ कि श्री लक्ष्मण श्री राम ओर श्री सीताजी 
के चरण-चिह्नों को बचाकर चलते हैँ । इसका अभिप्राय यह है कि वे दोनों 
की मर्यादाओं को वचाकर चलते हैँ । वे कभी भी मर्यादा का अतिक्रमण 
नहीं करते । गोस्वामीजी यह भी संकेत देते हँ कि श्री सीताजी के दारा, 
लीला कं लिए ही सही, एक वार ही श्री लक्ष्मण की रेखा की मर्यादा का 
पालन नहीं हौ पाता, फलस्वरूप उन्हें भविष्य में कितना कष्ट उठाना पड़ा, 
रावण के य्ह रहना पडा । गोस्वामीजी बताते है कि रावण मोह टै, जो 
स्वर्णमृग का प्रलोभन लेकर सीताजी कं सामने आता हे । सीताजी भगवान्‌ 
राम से प्रार्थना कती हँ कि मुञ्चे इस मृग का चर्म ला दीजिए। प्रभु 
मायामृग के पीछे जाते तो हैँ पर लक््मणजी से यह कह जाते है- “सीता 
केरि करे रखवारी" (३२६८६) इसका अभिप्राय यह है कि यदि वैराग्य 
रक्षा कं लिए बैठा हो, तो मोह भक्ति को चुरा नहीं सकता । उधर मारीच 
जब मरते समय प्रकट रूप से लक्ष्मण का नाम पुकारता है ओर जब 
सीताजी कहती हँ कि लक्षण जाओ! तुम्हारे भेया पर संकट पड़ाडै, तो 
लक््मणजी हँसते है । ब्रह्म पर भी कभी संकट पड़ सकता है? भले ही स्वयं 
आदिशक्ति यह बात कर्टे, पर मेँ नहीं मानता, यह लक््मणजी का भाव 
है । तब सीताजी एसे कठोर वचन कहती हैँ, जिनका उल्लेख तक गोस्वामीजी 


१६० ^ लक्ष्मण चरसि 


को सह्य नहीं हे। गोस्वामीजी के शब्द देखिए- 
मरम वचनं जव सीता बोला । 
हरि प्रेरित लछिमन मन डोला।॥। ३८२७५ 

कुछ लोग इसे सुधारने का प्रयास करते हैँ । कहते हैँ, शब्द यों होने 

चाहिए थे- 
मरम बचन जब सीता बोली। 
हरि प्रेरित लछिमन मति डोली । 

-पर एेसी वात नहीं हे। तुलसीदास को व्याकरण का ज्ञान था। 
उनका अभिप्राय यह है कि श्री सीताजी बोली नहीं, वरन्र्‌ उनके दारा 
बुलवाया गया । आगे चलकर किशोरीजी इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार 
भी करती है। वे उस स्थिति का स्मरण करके कहती रै- 

जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाए। 
लषछिमन कहं कटु बचन कहाए॥। ६८६९८८८ 

-जिस विधाता ने मुञ्चसे दुःसह दुःख सहन कराया ओर लक्ष्मण को 
कंडवे वचन कहलाया । अभिप्राय यह है कि श्री सीताजी के दारा कट्‌ 
वचन कहलवाया गया । ओर जब लक््मणजी जाने लगे, तो उन्होने कटिया 
के बाहर एक रेखा खींच दी । इसका तात्पर्य यह हे कि यदि जीवन में 
पर्णं वैराग्य न सही, वैराग्य की एक रेखा भी विद्यमान हो, तो मोह के 
दारा भक्ति का अपहरण असम्भव है। 

जव रावण कपट वेश मेँ आतादटै, तो अपने को उस वैराग्य की 
रेखा को पार करने में असमर्थ पाता है। तब वह श्री सीताजी से प्रश्न 
करता है-तुम इस रेखा को पार क्यों नहीं करती हो? सीताजी कहती 
है-उसे मेरे देवर ने खीचा है, इसलिए इसका सम्मान करूंगी । इस पर 
रावण र्हसता है ओर कहता है यह तो उल्टी बात हो गई! यह टीक है 
कि छोय का कर्तव्य है बड़ों की मर्यादा का पालन करना, पर बड़ों को 
छोरा बधि, यह कहँ तक उचित है? सीताजी मोह के इस तकं से प्रभावित 
हो उस रेखा का उल्लंघन कर बैठती हैँ ओर परिणाम होता है वियोग ओर 
दुःख । जिसने तेरह वर्ष तक उनकी मर्यादा का पालन किया, उस लक्ष्मण 
की रेखा का पालन सीताजी एक क्षण के लिए भीन कर स्कीं! फल 
होता है भक्ति ज्ञान से अलग हो जाती है, शक्ति ब्रह्म से विष्ुड जाती 


लदंमण चरित्र ८ १६१ 


हे। यही हमारे जीवन की भी कहानी है। अतएव यदि हम अपनी रक्षा 
करना चाहते हैँ, तो हमें अपने जीवन मेँ लक््मणजी के रूप मेँ वैराग्य की 
एक रेखा अवश्य रखनी चाहिए, जिसका लंघन हम न करे । हम यह ठान 
ले कि मोह की तृप्ति बस यहीं तक करेगे, इसके आगे नहीं । 

भगवान्‌ अनन्त हँ ओर उनकी कथा भी अनन्त है। भगवान्‌ राम 
का अवतार ही लोककल्याण के लिए होता है ओर उनके इस कार्य में 
सहायक के रूपमेँ श्री लक्ष्मण उस दण्ड के समान रह जो पताका को 
फहराने के लिए समर्पित दहै । गोस्वामीजी की मान्यता है कि राम की 
कीर्ति-पताका इस लक्ष्मण-दण्ड के अभाव में नहीं फहरा सकती । अपने 
त्याग ओर समर्पण के कारण श्री लक्ष्मण का चरित्र “मानस' में अप्रतिम 
हे। 


॥ बोलिए सियावर रामच की जय ॥ 


१६२ ^ लक्ष्मण चरि 


